उपयोगी साहित्य माला-3 


फलित सूत्र 


(NATAL ASTROLOGY) 


Based on : How & Why 


लेखक 
ज्योतिर्विद्‌ जगन्नाथ भसीन 
(भूतपूर्व प्रधान, स्वामी रामतीर्थ मिशन, दिल्ली) 
1. `व्यवसाय का चुनाव और आपकी आर्थिक स्थिति', 2. ज्योतिष 
और रोग, 3. 'चुने हुए ज्योतिष योग', 4. “उत्तर कालामत', 
5. "दशाफल रहस्य', 6. `चन्द्रकला नाड़ी,' 7. `अनिष्टग्रह', 


8. "गोचर विचार', 9. `ज्योतिष शब्दकोष' (अंग्रेजी), 10. प्रश्नमार्ग 


आदि के प्रणेता 


रंजन पब्लिकेशन्स | 
16, अंसारी रोड़, दरियागंज 
नयी दिल्ली-110002 


अल MIU ९ भयात ३ ५।0॥ अन्ध, | 


A843026653 ) 83880800 | | | 


Scanned by CamScanner 


ही] 
प्रकाशक : 
रंजन पब्लिकेशन्स 
16, अंसारी रोड, दरियागंज 
नयी दिल्ली-110002 


फोन : 327 88 35 


! 
। & सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन ।, 
| t 
संस्करण : 1996 
मूल्य : 30 रु०. 


Scanned by CamScanner 


| दो शब्द | 


“फलित सूत्र” नाम की इस पुस्तक में जातक के सम्बन्ध में फलित 
ज्योतिष की बातों का विवेचन यद्यपि सूत्ररूप में अर्थात्‌ संक्षेप में किया गया 
है तथापि इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां तक सम्भव हो विषय-प्रतिषादन 
में कैसे और क्यों (11०७ 2१4 ४१) अर्थात्‌ कारण-कार्य भाव की अवहेलना 
न होने पाए । प्रत्येक विषय का हेतु तथा विज्ञान (1,०४० 4१५ 5०९०८९) के 
अनुसार ही प्रतिपादन किया है । अतः कोई ग्रह किसी परिस्थिति में जो फल 
देता है उसको हमने महर्षि पराशर द्वारा निर्दिष्ट मौलिक नियमों कौ, ग्रहों 
के मौलिक स्वरूप के एवं काल पुरुष आदि ज्योतिषशास्त्र सम्मत सिद्धान्तों 
के आधार पर ही दर्शाने का प्रयास किया है | 
मौलिक तथा वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए हमने ग्रहों | 
के स्वरूप का राशियों के स्वरूप तथा नक्षत्रों के स्वरूप से समन्वय करने का | 
प्रयत्न किया है | इस प्रकार विषय पर एक व्यापक दृष्टिकोण तथा प्रकाश | 
पड़ना सम्भव हो गया है | | 


गवा त य॒ 


Scanned by CamScanner f 


व्यक्ति की समस्याओ पर प्रकाश डालते हुए हमने इस बात का पूरा 
ध्यान रखा है कि वे आज जिस आधुनिक रूप में हमारे सामने आती हैं उनका 
उसी रूप में निर्देश किया जाए; आज विदेश यात्रा, प्रेम-विवाह, तलाक, लाटरी, 
परिवार नियोजन आदि नये रोचक विषय जीवन में प्रविष्ट होचुके हैं |सर्व-साधारण | 
की उत्सुकता के ऐसे विषयों का यथास्थान उल्लेख करके पुस्तक को सर्वोपयोगी 
बनाने का प्रयत्न किया है | 
जो पाठक ज्योतिष में और गंभीर अध्ययन करना चाहें उन्हें हमारी 
अन्य प्रकाशित पुस्तकों का अध्ययन उपयोगी रहेगा । t 
भाषा की सरलता तथा शैली की रोचकता का पूरा ध्यान रखते 
हुए ज्योतिषशास्त्र को समझने तथा समझकर उसके महत्त्व की छाप मन पर 
बैठाने में हमारी यह रचना सफल सिद्ध हो, इस आशा से पाठकों की सेवा 
में समपित है । 


-जगन्नाथ भसीन 


मा 


Scanned by CamScanner 


विषय-सूची _ 


1. सर्व साधारण के लिए विषय प्रवेश 9-19 


कुण्डली की व्याख्या: राशियों के स्वामी ग्रह: नक्षत्रों के स्वामी 
ग्रह: ग्रहों की द्रष्टि व उच्च तथा नीच राशियां । 


2. ग्रह परिचय 20-41 
सूर्य आदि ग्रहों के स्वरूप तथा उनके प्रतिनिधियों का विस्तृत 
विवरण: विशेष नियम 

3. प्रथम भाव अथवा लग्न 42-62 


द्वादश भावों के विषयों का वैज्ञानिक क्रम: सूर्य लग्न तथा चन्द्र 
लग्न भी लग्न भाव: जन्मकालीन ग्रहों से रंग, रूप, कद, स्वभाव 
आदि का ज्ञान: बालारिष्टिः लग्न में स्थित ग्रह और रोग: 
लग्नाधियोग से प्रचुर धन: लग्न से मान-प्राप्ति का अनुमान; 
वर-कन्या की कुण्डलियों से प्रेम और विरोध की सूचना: 
लग्न भाव में विविध राशियों का फल: जन्म सम्बन्धी बातें | 


4. द्वितीय भाव 63-71 


जातक की कुमारावरथा: भाषण शक्ति, संगीत कला तथा 
विद्या ग्रहण: धन, मान, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति: भावस्थ 
राशियों के फल; गोद जाना; गूंगापन: रूप लावण्य, शासन । 


Scanned by CamScanner 


फ्रि DRC फणम्कामालाहीका 


. तृतीय भाव 72-7 
अनुसंधान; आत्मघात; मित्रता; लेखन कला; प्रचुर धन; वायु 


यात्रा; आयु: गहरी खोज; विपरीत राजयोग से विपुल धन: 
अचानक मत्यु: तृतीय भाव में राशियां । 

. चतुर्थ भाव 80-87 
पागलपन; भूमि से लाभ; विशेष खर्चा; बदली (Transfer) 
विद्रोह, देश-निकाला, पुत्र से सुख या दुःख; माता का सुख: 
अचानक कष्ट, श्रुता; नेतृत्व सफल अथवा असफल: मिरगी 
का रोग: चतुर्थ भाव में राशियां । 


. पंचम भाव 88-96 


जातक का इष्टदेव; मंत्री-पद-योग; पुत्र प्राप्ति; प्रेम विवाह: 
लाटरी; प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता: स्त्री द्वारा धनोपार्जन; 
दिल का रोग; भावस्थ राशियां | 


षष्ठ भाव 97-104 


परत्व, गोद जाना; चोट का योग: रोग तथा ऋण: विपरीत 
राजयोग से धन: मामा का विचार: चोरी हो जाना: विरोध 
किससे: घातक वत्ति (Murderous Nature) षडष्टक स्थिति 
तथा मत्यु: षष्ठ भाव में राशियां । 


9. सप्तम भाव 105-114 


वैवाहिक सुख; प्रेम-विवाह; विवाह कब; विवाह में विलम्ब; 
तलाक और उसका समय; पत्नी का सुन्दर होना: बड़े घर 


में विवाह: बहु विवाह; स्त्री पक्ष से धन; मारकेश, पति का 
क्रूर होना, सप्तम भाव में राशियां । 


Scanned by CamScanner 


10. अष्टम भाव 115-122 
आयु का निर्णय; मृत्यु कब और कैसे; विपरीत राजयोग; 
विदेश-यात्रा; अष्टम भाव में विविध ग्रहों का प्रभाव; गंभीर 
अन्वेषण; कर्कशा स्त्री; अष्टम भाव में राशियां । 

11. नवम भाव 123-129 
धार्मिक जीवन; प्रभु-कृपा; राजयोग; पौत्र तथा पुत्र प्राप्ति, 
भाग्योदय (आकस्मिक लाभ), दूसरी पत्नी से सन्तान; यात्रा: 
अचानक मृत्यु; नवम भाव में राशियां । 

12. दशम भाव 130-138 


दशमस्थ ग्रहों के फल: केन्द्राधिपत्य दोष; दशमस्थ राहु का 
शुभ फल: ऊंचाई अथवा उन्नति का भाव; साम्राज्य योग: 
व्यवसाय और दशम भाव; काहल योग: दशम में राशियों 
के फल | 


13. एकादश भाव 139-146 


ससुराल से धन लाभ: तीव्र बुद्धि: यश: गोचर फलों की प्राप्ति 
कब: बड़े भाई की स्थिति: रोग: चोट: हवाई यात्रा आदि; 
एकादश भाव में स्थित राशियों के फल | 


14. द्वादश भाव 147-156 


दृष्टि हानि; शुक्र की द्वादश स्थिति का फल; प्रचुर धनः पांव 
का कटना: गुणों का अतिव्यय: अधिक भावुकता; किताब का 
कीड़ा होना: बिन पूछे उपदेशक: पति का अन्य स्त्री से प्रेम: 
द्वादश में स्थित राशियों के फल, दशाफल नियम । 


Scanned by CamScanner | 


ह का सदैव से ही रत्नों के प्रति आर्कषण रहा है। हमारे दैनिक जीवन मे | 
अनिष्ट ग्रहों की शान्ति, सुख-समृद्धि एवं प्राकृतिक विपत्तियों से बचाव के |. 


साथ-साथ शरीर की सजावट के लिए भी रत्नों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ लेखक के गहन अध्ययन एवं दीर्घकालीन अनुभव का सुपरिणाम है। 
विद्वान लेखक ने अत्यन्त परिश्रम से प्राचीन ग्रन्थों व आधुनिक नवीन खोजों के 
आधार पर इस ग्रन्थ की रचना की हे- 


ग्रन्थ के मुख्य आकर्षण 


नबरत्नों (7९८।०५७) व उपरत्नों (5९॥।-P7९८।०५७) की जाँच परख, 
ज्योतिष के आइने में रत्न चुनिए, रत्नों का चिकित्सा में प्रयोग, शक्ति 
व बरकत, बहुमूल्य रत्नों का बदल (5५७७४।१५१९) क्या है? कुछ रत्न 
अल्पमोली अवश्य, परन्तु गुणों में चमत्कारी, 

विचित्र किन्तु सत्य! स्वयं परख्िए। 
ग्रन्थ जवाहरात के व्यावसायी बन्धुओं के लिए मार्गदर्शक तो हे ही, साथ ही ज्योतिष 
प्रेमियों, चिकित्सकों व रत्न खरीदने वालों के लिए भी पूर्ण सहायक है। 
संक्षेप में, लेखन शैली भाषा सरल, ऐतिहासिक व वैज्ञानिक आधार इस ग्रन्थ 
की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं हैं। बढ़िया कागज, स्वच्छ छपाई। 
मूल्य: 80/- रुपये = 3278835 


रंजन पल्लिकेशन्स 


16, अंसारी रोड़, दरियागंज, नयी दिल्ली-2 


Scanned by CamScanner 


[ 1. सर्व साधारण के लिए विषय प्रवेश | 1. सर्व साधारण के लिए विषय प्रवेश | 


_ 1. जन्म समय पर आकाश में ग्रहों इत्यादि की जो स्थिति होती है 
जन्म कुण्डली उस स्थिति का एक नक्शा हे । जो भी कोई इस संसार में 
उत्पन्न होता है वह जिस समय उत्पन्न होता है उस समय की प्रकृति के 
गुण-दोषों को लेकर ही उत्पन्न होता है, क्योंकि कोई वस्तु प्रकृति के गुण-दोषों 
से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती (यदब्रहमाण्डे तत्पिण्ड) | तत्पिण्डे) । 

2. उत्तर भारत में जन्म कुण्डली का जो स्वरूप है वह श्रीमती इन्दिरा 
गांधी की कुण्डली संख्या 1 से स्पष्ट है । 


3. प्रत्येक कुण्डली के 
संबंध में ज्योतिषियो में यह 
प्रथा (Convention) प्रचलित 

4 है कि ऊपर के तीन कोष्ठों 
के मध्य में जो कोष्ठ है उसे 
लग्न कहते हैं । इस पद्धति 
में राशियां बदलती रहती हैं, 

परन्तु लग्न को इसमें रिथर 

i रखा जाता है । जैसे श्रीमती 

इन्दिरा गांधी की जन्म कुण्डली में लग्न के खाने में 4 का अंक पड़ा है । 

इसका अर्थ यह हुआ कि उनके जन्म समय पूर्वीय क्षितिज {३४१९7१ 110102701) 

पर चार नम्बर की राशि अर्थात्‌ कर्क उदय हो रही थी । राशियां बारह हैं । 


कु० सं० 1 


Scanned by CamScanner 


ति सर्व-साधारण के लिए विषय-प्रवेश 
उनके नाम आगे दिए गए हैं । परन्तु प्रथा यह है कि लग्न के खाने में राशि 
का नाम न लिखकर उस राशि के लिए नियत अंक दे दिया जाता है | 

लग्न की राशि के अंक को लग्न स्थान में लिखकर उसके आगे घडी 
की सुई की चाल के विरुद्ध क्रम से बाकी के अंक लिख दिए जाते हैं और 
पंचांग से देखकर जिस-जिस राशि में जो-जो ग्रह पड़ा होता है, उसको उस 
राशि में कुण्डली में लिख देते हैं । इस प्रकार कुण्डली बन जाती है । राशियां 


निम्नलिखित हैं-- » 
4. नाम राशि राशि को प्रदर्शित राशि का स्वामी 
करने वाला अंक ग्रह 

मेष 1 मंगल 

वृषभ 2 शुक्र 

मिथुन 3 बुध 

कर्क 4 चन्द्र 

सिंह 5 सूर्य 

कन्या 6 बुध 

तुला 7 शुक्र 

व्रश्चिक 8 मंगल 

धनु 9 गुरु = 

मकर 10 शनि 

कुम्भ 11 शनि 

मीन 12 गुरु 

5. ग्रह-- हमारे पूर्वजों को परीक्षण तथा अनुसंधान द्वारा ग्रहों के 
स्वरूप का ज्ञान था । संसार की कोई भी वस्तु हो-- चाहे वह शरीर से सम्बन्ध % 


रखती हो, भौतिक पदार्थों से, बुद्धि से या राज्य से--उसका प्रतिनिधित्व 
कोई न कोई ग्रह करता है । जैसे-- पिता, आंख, हड्डी, आत्मा, राज्य, 
। में सूर्य की रिथति आदि देखकर किया जाता 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 11 


है, सूर्य इन सबका प्रतिनिधि है । माता, रक्त, मन, कामनाएं, शीघ्रगति, फेफडे 


जाड का विचार चन्द्र की रिथति आदि से किया जाता है । चन्द्र इन सबका 
प्रतिनिधि अथवा कारक है । छोटा भाई, साहस, रक्षा विभाग, चोरी, अत्याचार, 


पाप, चोट, मांस आदि का मंगल से; मंगल इन सब वस्तुओं का कारक 


है । त्वचा, सांस की नली, बुद्धि, विचार, अन्तड़ियां, विद्या, लिखना-पढना 
आदि का विचार बुध द्वारा किया जाता है; बुध इन वस्तुओं का कारक अथवा 


प्रतिनिधि है । ज्ञान, पेट, पांव, राज्य-कृपा, धन, बेटे, बड़े भाई, पति आदि आदि 
का विचार गुरु से; स्त्री, व्यभिचार, मुख, मूतेन्द्रिय वे, * “८ मत्रन्द्रिय, वीर्य, विलास, राग, रंग 
आदि का शुक्र से, नसों 20000“ नल | के रोग, दीर्घकाल, नौकरी, श्रम, टांगों 


आदि का विचार शनि द्वारा किया जता है । राहु के गुण-दोष कारक 


की भाति ओर केतु के गुण-दोष (कारकत्व) मंगल की भांति हैं । क्योंकि 


ARR TTS करके ५७४ 22 न की भाति €! ११5 

6. ऊपर पैरा नम्बर 4 में राशियां और उनके स्वामी दिए गए हैं । 
जब हम कहते हैं कि अमुक राशि का अमुक स्वामी है; जैसे-- मेष राशि 
का स्वामी मंगल है तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही होता है कि मेष राशि 
ओजो गुणविद्यमानहैंउनकोत्संगलके चु जल हैं उनको मंगल के गुणों जैसा, समझना चाहिए | इसी 
प्रकार `शुक्र व्रषभ राशि का स्वामी है,' इस वाक्य का अर्थ है कि वृषभ राशि 
के गुण-दोष बिल्कुल शुक्र जैसे हैं | दकल शक्र जैसे हैं। निष्कर्ष यह निकला कि प्रत्येक राशि 
(897) के अपने स्वतन्त्र गुण-दोष हैं और ज्योतिष की परिभाषा में उन 
गुणों तथा दोषों की अभिव्यक्ति हम यह कहकर करते हैं कि अमुक राशि 
का अमुक स्वामी है (जो उस राशि के गुण-दोषों का प्रतीक है) । 


_7. जिस प्रकार राशियां एक दूरी का मापदण्ड हैं उसी प्रकार नक्षत्र 
भी दूरी के मापदण्ड हैं । राशि में 30 अंश होते हैं, क्योंकि एक राशि कुल 
चक्र अर्थात्‌ 360 अंशों का बारहवां भाग है । इसी प्रकार एक नक्षत्र में 13 
अंश 20 कला होती हैं, क्योंकि एक नक्षत्र, चक्र अर्थात्‌ 360 अंशो का सत्ताईसवां 
भाग होता है । नक्षत्रों की संख्या 27 'होना इसमें कारण है । अब जिस प्रकार 

_राशियों के अपने गुण-दोष होते हैं जिनको ग्रह अपने गुण-दोषों द्वारा जतलाते 


000 ‘4 


Scanned by CamScanner 


12 


सर्व-साधारण कै लिए विषय-प्रवेश 


हैं इसी प्रकार प्रत्येक नक्षत्र का भी स्वामी एक ग्रह होता है जो उस नक्षत्र 
के गुण-दोषों का प्रतीक होता है । नक्षत्र और उनके स्वामी इस प्रकार हैं-- d 


नक्षत्र रा. अं. क. 
अश्विनी 0-00-00 
भरणी 0-13-20 
कृत्तिका 0-26-10 
रोहिणी 1-10-0 . 
मृगशिरा 1-23-20 
आर्द्रा 2-06-40 
पुनर्वसु 2-20-00 
पुष्य 3-03-20 
आश्लेषा 3-16-40 
मघा 4-00-00 
पू. फा. 4-13-20 
उ. फा. 4-26-40 
कक जार" 


से रा. अं. क, तक स्वामी ग्रह 


से 13-20-00 “ केतु 

से 26-40-00 छ शुक्र 

से 1-10-00 छि सूर्य 4 
से 1-23-20 ति चन्द्र 

से 2-06-40 हि मंगल... 

से 2-20-00 राहु 

से 3-03-20 a गुरु 

से 3-16-40 है शनि ५ 

से 4-00-00 & बुध 

से 4-13-20 त केतु 

से 4-26-40 1, शुक्र 

से 5-10-00 भ सूर्य 

से 5-23-20 १ चन्द्र हक 
से 6-06-40 मंगल 

सें 6-20-00 मर 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 13 


उत्तराषाढा 8-26-40 से 9-10-00 सूर्य 
श्रवण 9-10-00 से 9-23-20 चन्द्र 
धनिष्ठा 9-23-20 से 10-06-40 » मंगल 
शतभिषा 10-06-40 से 10-20-00 „. राह 
पू भाद्रपद 10-20-00 से 11-03-20 //, गरु 
उ. भाद्रपद 11-03-20 से 11-16-40 so RIT 
रेवती 11-16-40 से 12-00-00 बुध 


5 पैरा दो में श्रीमती इन्दिरा गांधी की कुण्डली संख्या 1 दीः हदै 
आइए, अभ्यास रूप से इस कुण्डली में राशियों के स्वामियों तथा उनकी स्थिति 
के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करें | लग्न अथवा प्रथम भाव में 4 अंक पड़ा है | 
इसका अर्थ यह है कि लग्न में 4 नम्बर की राशि अर्थात्‌ कर्क राशि पड़ी 
है । कर्क राशि का स्वामी चन्द्र है (देखिए पैरा 4), जो लग्न से सातवें स्थान 
में मकर राशि का होकर स्थित है | गणना करने का प्रकार यह है कि जिस 
भाव से जिस भाव तक गिनना हो उन दोनों को गणना में सम्मिलित करना 
चाहिए । दूसरे भाव में सिंह राशि है और उसमें मंगल पड़ा है । दूसरे भाव 
का स्वामी सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो पंचम भाव में बुध के साथ पड़ा 
है । तीसरे भाव का स्वामी, कन्या राशि का स्वामी बुध है, जो कि पंचम 
भाद में ही सूर्य के साथ पड़ा है । चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है. क्योंकि इस 
भाव में तुला राशि है और वह शुक्र छठे भाव में, धनु राशि में राहु के साथ 
पड़ा है । पंचम भाव में व्रश्चिक राशि है । इस भाव का स्वामी इसीलिए मंगल 
हुआ जो द्वितीय भाव में सिंह राशि का होकर स्थित है | छठे भाव में घनु 
राशि है । अतः इस भाव का स्वामी गुरु है जो कि एकादश भाव में वषभ 
राशि का होकर पड़ा है । सप्तम स्थान का स्वामी शनि है. क्योंकि यहां मकर 
राशि पड़ी हुई है ! सप्तमेश शनि लग्न में कर्क राशि का होकर पड़ा है, 
अष्टम स्थान में कुम्भ राशि है । अतः इस स्थान का स्वामी पुनः शनि होता है 
जो प्रथम स्थान में कर्क राशि का होकर पड़ा है । नवम स्थान का स्वामी 


Scanned by CamScanner 


[स्थान में सिंह राशि का होकर पड़ा है । एकादश भाव व 
| छठे भाव में धनु राशि के राहु के साथ है | द्वादश भाव का स्वा 
ह सुँ पंचम भाव में सूर्य के साथ वृश्चिक राशि में है | 
| ग्रहों की दृष्टि--प्रत्येक ग्रह जिस स्थान अर्थात्‌ भाव में रि 
होता है वहां से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है, अर्थात्‌ उस स 
पर अपना पूर्ण प्रभाव डालता है | यह नियम सब ग्रहों के लिए एक रु 
है | इस दृष्टि के अतिरिक्त कुछ ग्रहों की विशेष दृष्टि भी है । अर्थात्‌ 
की दृष्टि अथवा प्रभाव जहां मंगल स्थित हो वहां से चतुर्थ तथा अष्टम भाव 
पर भी पड़ता है | गुरु की दृष्टि अथवा प्रभाव जिस भाव में गुरु स्थित हो 


प्रभाव, जिस स्थान में शनि स्थित हो वहां से तृतीय तथा दशम भाव पर. 
भी पड़ता है | राहु तथा केतु की दृष्टि उनके स्थानों से पंचम तथा नवम . 
स्थानों पर पड़ती है (सुतमदननवान्त्ये पूर्णद्रष्टि तमस्य, युगलदशमगेहे चार्घद्ष्िं . 
वदन्ति---पराशर) | ४ हि 
10. जैसा ग्रह का स्वभाव है वैसा ही उसकी द्वृष्टि का प्रभाव पड़ता... 
है । शनि, मंगल, सूर्य तथा राहु नैसर्गिक रूप से पापी माने जाते हैं । जिस 
भाव पर अथवा जिस ग्रह पर इनकी द्रष्टि पड़ती है उस भाव अथवा ग्रह | 
आदि से प्रदर्शित वस्तु अथवा व्यक्ति की जीवन आदि की हानि होती है | ॥ ही 
शुक्र तथा गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं | इनकी दष्टि जिस भाव, ग्रह | 
आदि पर पड़ती है उसके जीवन आदि की वृद्धि होती है । चन्द्र कभी शुभ | 
कभी पापी होता है, जितना यह सूर्य के समीप होता है उतना ही निर्बल 
| होता जाता है | सूर्य के 6 तिथि इधर अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष में और 6 तिथि | 
उधर अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष में, चन्द्र निर्बल, पापी तथा अशुभ हो जाता है | बुध 
पापी ग्रहों के साथ पापी और शुभ ग्रहों के साथ शुभ माना जाता है । : 
केतु की स्वतन्त्र दृष्टि अशुभ फलदायक है, जब ये छाया ग्र 
में हों तो उनकी दृष्टि में अधिक अशुभता नही 


£ 5 


न ही लि % दि हे 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 15 


11. दृष्टि अभ्यास--्रहों की दृष्टि का अभ्यास भी पैरा २ में दी 
गई श्रीमती इन्दिरा गांधी की कुण्डली संख्या 1 से कीजिए । यहां सूर्य पंचम 
भाव में स्थित होकर अपने भाव से सप्तम अर्थात्‌ एकादश भाव, वृषभ राशि 
तथा गुरु ग्रह सब को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखता है । सूर्य चूंकि क्रूर ग्रह 
है, अतः इस की बड़े भाई के स्थान (एकादश) पर तथा बड़े भाई के कारक 
गुरु पर दृष्टि बड़े भाई के जीवन के लिए हानिकारक है | अतः इनका बड़ा 
भाई नहीं रहा । चन्द्र सप्तम भाव में स्थित होकर अपने से सप्तम अर्थात्‌ लग्न 


लरत न रात अ नल यमन कम 


भी उपर्युक्त नियम "यो यो भावः स्वामियुक्तो ष्टो वा तस्य तस्यास्ति इ 


सूर्य तथा बुध ग्रहों को देखता है । इसी प्रकार गुरु अपनी नवम दृष्टि से 
सप्तम भाव को तथा वहां स्थित मकर राशि तथा चन्द्र ग्रह को देखता है । 
बुध पंचम भाव में स्थित होकर एकादश भाव को तथा उसमें स्थित ठृषभ 
राशि तथा गुरु को पूर्ण दृष्टि से देखता है | शुक्र छठे भाव में स्थित होकर 
~ द्वादश भाव को तथा उसमें स्थित मिथुन राशि को तथा केतु ग्रह को अपनी 
भि सप्तम द्रष्टि से देखता है । शनि लग्न में स्थित होकर ततीय स्थान 
को तथा वहां पड़ी कन्या राशि को पूर्ण तृतीय दृष्टि से देखता है । पुनः 
शनि सप्तम भाव को तथा वहां स्थित मकर राशि तथा चन्द्र ग्रह को पूर्ण सप्तम 


aE vi 0 
क छ सा लिन. 


Scanned by Come 


poe ब 


कि सर्व-साधारण के लिए विषय- प्रवेश 


दृष्टि से देखता है । पुनः शनि दशम भाव को तथा वहां स्थित मेष राशि 
को अपनी पूर्ण दशम द्वृष्टि से देखता है | 


राहु छठे भाव में स्थित होकर द्वादश भाव तथा उसमें स्थित मिथुन 
राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है । पुनः राहु दशम भाव को तथा वहां स्थित 
मेष राशि को पूर्ण पंचम दृष्टि से देखता है । पुनश्च राहु द्वितीय भाव को 
तथा उसमें स्थित सिंह राशि तथा मंगल ग्रह को अपनी पूर्ण नवम द्वृष्टि से 
देखता है । केतू की दृष्टि भी राहु की द्वष्टि की भांति अपने पांचवें, सातवें 
तथा नवम भाव पर अर्थात्‌ कुण्डली के चतुर्थ, छठे तथा आठवें स्थान पर 
क्रमशः समझ लेना । 


12 ग्रहों की उच्च तथा नीच राशियां--ग्रह जब अपनी उच्च राशि 
में होता है तो न केवल बलवान्‌ हो जाता है, बल्कि गौरव तथा शुभता का 
सूचक होता है । जिस राशि में ग्रह उच्च होता है उससे. सप्तम राशि में 
नीच कहलाता है | नीच ग्रह न केवल निर्बल ; बल्कि नीच व्यवहार करने 
वाला, आडङम्बरयुक्त होता है । 

ग्रहों की उच्च तथा नीच राशियां नीचे तालिका में दी हैं-- 


नाम ग्रह राशि जिसमें ग्रह राशि जिसमें ग्रह 
उच्च होता है नीच होता है 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 17 


से आरम्भ कर दिए गए हैं । कुण्डली के बारह भावों से भी यही वस्तुएं देखी 
जाती हैं । कौन से भाव से किस वस्तु सम्बन्धी धातु आदि ज्ञान होता है 
वह इस प्रकार है-- 
प्रथम भाव से--जन्म के समय की बातें, वर्ण (८५९) रंग-रूप,कद, 
ES ss न जी 5 उत्ययतयअ कित. बै 
जन्म-स्थान, शरीर, शरीर के विशेष अंग, धन, यश, मान, आयु, सिर, निज 


का बडा भाई, शासन, कुमार अवस्था, वाणी, आख आदि का विचार करना 
चाहिए 
तीसरे भाव से- कान, कथे, (सांस की नली, टन र 
RN कक छ माना र ाकिका - 
वीरता आदि सब बातों का विचार तृतीय भाव चे कता आदि सब बातों का विचार तृतीय भाव से करना चाहिए | 
चतुर्थ भाव से--माता, मन, जायदाद, वाहन, भूमि, सुख दुःख, उन्नति 
फेफड़े, छाती, रक्त, जनता, स्वभाव, निवास स्थान जली छाती रक्त. जनता, स्वभावं, निवास-स्थान, जलीय वस्तुएं आदि बातों 
का विचार चतुर्थ भाव से करना चाहिए 
DTT 00 
ना MIRE RT BE SF: र 
के स्थान (सिनेमा-क्लब आदि), स्त्री । स्थान (सिनेमा-कलब आदि), स्त्री का बड़ा भाई, पेट, बड़े भाई की स्त्री 
बडी बहन का पति, लाटरी, भाग्य, गर्म, वाणी, बुद्धि आदि का विचार पचम 
भाव से करना चाहिए । 
sgn A MENDES 
छठे भाव से--शत्रु, रोग, रुकावट, चोट, चोरी व्यसन, म्लेच्छ, मां का चोट, चोरी व्यसन, म्लेच्छ, मां का 
छोटा माई, अन्तडियाँ, परत्व (०४४०१००) मामा, हिंसा आदि वस्तुओ का ( 
"विचार छठे भाव से करना चाहिए | 
सातवें भाव से--स्त्री, गुप्तेन्द्रिय, वीर्य, नपुंसकता, व्यापार व्यसन 
पनामा नं I MOSES +०-नमनक रमन महक +-ननननमकभक)9++++>ममनभक 
भागीदार, मार्ग, काम-चेष्टा, विवाह, मृत्यु, राज्य आर बात के ना मार्ग, काम-चेष्टा, विवाह, राज्य आदि बातों का विचार सप्तम 
स्थान से करना चाहिए | 


Scanned by CamScanner 


र ` TIE 1 SE TAN 
RR त CNY 


कः 


अष्टम भाव से--म॒त्यु, अपमान 
अण्डकोष; नाश, आयु, माता की बड़ी बहन का पति डे 


_पत्नी आदि बातों का विचार अष्टम भाव से करना चाहिए। | 
नवम भाव से--भाग्य, दैवी सहायता, अचानक शुभाशुभ घटनाएं, 

धर्म, तप, रुचि, विद्या, पिता, स्त्री का छोटा भाई, नितम्ब, छोटे भाई की प्त्री, 

_छोटी बहिन का पति, राज्य-कृपा, राज्य के बड़े अधिकारी, अपने देश में लम्बी बहिन का पति, राज्य-कृपा, राज्य के बड़े अधिकारी, अपने देश में 

यात्रा आदि बातों का विचार नवम भाव से करना चाहिए । 

ह फ पाता का वचार नवमभाव से करना 


दशम भाव से--राज्य, शुभाशुभ कर्म, गवर्नमेंट, ऊंचाई, आसमान,, 
पदवी, यश, घुटने, सांस, छोटे भाई.-बहन की आयु आदि बातों का विचार , | 
दशम भाव से करना चाहिए । 


एकादश भाव से--बड़ा भाई, पुत्रवधू, पुत्री का पति, माता की आयु, 


RS इलाज 
eo जज 


चाचा आदि का विचार एकादश भाव से करना चाहिए 


द्वादश भाव से--पांव, व्यय, पथकता, भोग-विलास, मां की छोटी बहिन 


र 


का पति, मां के छोटे भाई की स्त्री, रक्षा विभाग, धर्म, मन्दिर, मोक्ष, आंख 
Po ITNT AT NUR ० रा 
जलीय वस्तुएं, कारागार, हानि आदि का विचार द्वादश भाव से करना चाहिए । 


सुहृदयस्त्रिकोणभवनाद्‌ ग्रहस्य सुतभे व्ययेथ धनभवने 

स्वजने निधने धर्मे स्वोच्चे च भवन्ति नो शेषा । हि 

अर्थात्‌ प्रत्येक ग्रह अपने मूल त्रिकोण से 5. 12, 2. 4. 8. 9 के स्वानी 

को तथा अपने उच्च स्थान के स्वामी को मित्र बनाता है, 1 नहीं 
Rs 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 19 


मूल त्रिकोण राशियां ये हैं-मंगल की मेष, चन्द्र की व्रषभ, सूर्य की सिंह, बुध 
उदाहरण-जैसे मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है | मिथुन इससे 
तृतीय तथा कन्या इससे षष्ठ स्थान में पड़ती है | न मिथुन का न कन्या 


का यहां उल्लेख है | अतः मंगल बुध को शत्रु समझता है, इत्यादि । 


ग्रह मैत्री आदि चक्र हद 


ग्रह सूर्य चन्द्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु 


जिनको गुरु सूर्य चन्द्र राहु सूर्य बुध शुक्र शनि शनि 


समझता मंगल बुध गुरु शुक्र मंगल शनि बुध शुक्र शुक्र 
चन्द्र सूर्य सूर्य चन्द्र राहु राहु बुध बुध 


जिनको राहु राहु बुध चन्द्र बुध सूर्य सूर्य सूर्य सूर्य 


शत्रु 
समझता शुक्र केतु राहु शुक्र चन्द्र मंगल मंगल मंगल | 
है 

शुनि, ल चन्द्र चन्द्र चन्द्र | 

जिनको शनि 
सम शुक्र शनि गुरु राहु गुरु 
समझता बुध गुरु गुरु गुरु 
है गुरु शुक्र मंगल शनि मंगल 


मंगल शनि 


_ Scanned by CamScanner 


2. ग्रह परिचय | 


इस अध्याय में सूर्यादि ग्रहों के स्वरूप के सम्बन्ध में तथा उस स्वरूप | 
के कुण्डली में प्रयोग के सम्बन्ध में कुछ शब्द लिखे जा रहे हैं । | 


सूर्य- सूर्य गर्मी देता है, यह सबका अनुभव है । अतः सूर्य को आग. 
माना गया है | जब मंगल, केतु आदि अन्य अग्निद्योतक ग्रहों के साथ मिलकर 
| सूर्य लग्न, लग्नेश, चन्द्र लग्न, चन्द्र लग्नेश आदि व्यवसाय द्योतक अंगों पर 
प्रभाव डालता है तो मनुष्य अग्नि से सम्बद्ध भट्ठी, बिजली का सामान, रेडियो | 
आदि के काम करता है | | 


2. सूर्य प्रकाश देता है, यह प्रत्यक्ष ही है अतः 'यत्पिण्डे तद्ब्रहमाण्डे_ 
के सिद्धान्तानुसार आंख का प्रतिनिधि है । जब सूर्य द्वितीय, षष्ठ अथवा द्वादश 
भाव में शत्रु राशि में स्थित होकर युति अथवा दृष्टि द्वारा मंगल, शनि आदि 
के पाप प्रभाव में होता है तो चक्षुहीन कर देता है | सूर्य यदि शत्रु राशि 
का होकर तथा अशुभ युक्त अथवा दुष्ट होकर अष्टम स्थान में पड़ जाए 
तो पिता की आंखों का नाश करता है, क्योंकि वह योग न केवल त्रिक स्थान 


में बना, अपितु पिता के भाव (नवम) से द्वादश स्थान में भी बना । बना, अपितु पिता के भाव (नवम) से द्वादश स्थान में भी बना । 


3. सूर्य ग्रहों का राजा है | अतः संसार में राज्य-गवर्नमेंट, नवाब, 


बड़े जमींदार आदि महान्‌ सत्तारूढ व्यक्तियों आदि का प्रतिनिधित्व करता है । जमींदार आदि सत्तारूढ़ व्यक्तियों आदि का प्रतिनिधित्व करता है । 


यह राजा सूर्य यदि राज्य स्थान (दशम द्वितीय) अथवा राज्य-कृपादर्शक स्थान 
i RROD STR RNC 30002 0002. 2... 


(नवम) का स्वामी होकर बहुत बलशाली हो तो मनुष्य को राज्य अथवा अधिकार. 
की प्राप्ति होती है । 


Scanned by CamScanner 


7.3 मल ृक्‍श्चय SO tnd 


फलित सूत्र 21 


4. सूर्य चूंकि आकार आदि में भी महान्‌ है, अतः यदि द्वितीयेश होकर 


बलवान्‌ हो तो बहुत धन देता है: ततीयेश होकर बलवान्‌ हो तो बहुत प्रतिष्ठित 
मित्र देता है: चतुर्थेश होकर बलवान्‌ हो तो । बडा, खुला,रोशनीवाला मकाने 
देता है तथा छाती को खुला तथा बड़ा बनाता है: पंचमेश होकर बलवान्‌ 
हो तो उसका पुत्र संसार में बहुत उन्नति पाता है तथा साहसी होता है । 
षष्ठेश हो तो उससे शत्रु महान्‌ होते हैं, उसकी मां के छोटे भाई ऊंची पदवी 


पाते हैं: सप्तमेश होकर बलवान्‌ हो तो मनुष्य किसी बड़े घराने से विवाह 


छोड दे । यदि पंचम तथा गुरु से सम्बन्ध करे तो पुत्र को छोड़ दे, आदि । 
यदि लग्नेश होकर बलवान्‌ हो तो राज्य देता है तथा सुख देता है । 


५5: सूर्य चूंकि प्रकाश देता है, इसलिए इस ग्रह का द्वितीयेश पंचमेश 
होकर बलवान्‌ होना ऊंची विद्या देता है: परन्तु बुद्धिकारक बुध भी बलवान्‌ 
होना चाहिए | ह 


8 सूर्य अपने प्रकाश से सब वस्तुओं को पालता है ! अतः इसे पिता 


कहते हैं (पाति इति पिता) । अतः पिता का विचार नवम भाव, उसके स्वामी 


तथा सूर्य को लेकर करना चाहिए | यदि तीनों बलवान्‌ हों तो पिता दीर्घायु सूर्य को लेकर करना चाहिए | यदि तीनों बलवान्‌ हों तो पिता | 


धनी, सुखी, स्वस्थ, उच्च पदवी से युक्त होता है तथा मनुष्य को पैत॒क सम्पत्ति 
की प्राप्ति भी होती है । 


7. सूर्य आधार रूप है, अत: हड्डी का कारक है, अतः जब लग्नाधिपति 
होकर निर्बल हो तो हड्डी में चोट आदि से मनुष्य कष्ट पाता है । 


A 


Scanned by CamScanner 


ग्रह-परिचय 


सूर्य पाच नम्बर राशि का स्वामी है । पाच नम्बर का 
यदि सिंह राशि, सूर्य, पंचम भाव, पंचमेश सब शनि तथा राहु 
तो पेट में दीर्घ रोग होता है | 


सूर्य जगत्‌ की आत्मा है, जैसा कि वेद.वाक्य है- -सूर्यः आत्मा 
जगतस्थुषश्च' । अत: जब भी किसी गूढ़ आन्तरिक, आधारभूत तथ्य का 
परीक्षण-निरीक्षण होगा, उसका विचार सूर्य से किया जायेगा । जैसे वर्णमात्रा 
में हम जानते हैं कि व्यंजनों (क, ख, आदि) का उच्चारण बिना स्वरो की 
सहायता के नहीं हो सकता, यहां स्वर वर्णमाला के ' आत्मा', 'अधिष्ठान' आधाररूप 
होने से सूर्य द्वारा उल्लिखित होते हैं । स्वर हैअआइईउऊएऐ 
ओ औ | 


अंग पेट है। 
हु से पीड़ित हों 


चन्द्र--देखने में आंखों को ठण्डक देता है | अतः लक्षण शास्त्रानुसार 
— ~प डक दता ह । अतः लक्षा | 


MRM 
| -m०।०३।९३॥४) एक जलीय ग्रह है एक जलीय ग्रह है । जब दूसरे जलीय ग्रह शुक्र, चतुर्थेश, 


अष्टमेश आदि से मिलकर लग्न, लग्नेश, चन्द्रलग्न, चन्द्रलग्नेश आदि पर प्रभाव 
डालता है तो मनुष्य जलीय व्यवसाय, जैसे-.. जल सेना की जल सेना की नौकरी, सोडा 


| वाटर फैक्टरी, वाटर सप्लाई वाटर सप्लाई विभाग, नहर के महकमा आदि कार्य करने वाला नहर के महकमा आदि कार्य करने 
| जप हे 
। होता है । 


२. यह ग्रह सबका मित्र है । अतः = ४ । अतः जब लग्नाधिपति होकर बलवान्‌ 

हो और चतुर भाव (जनता) तथा चतुर्थेश से शुभ सम्बन्ध (युति अथवा दृष्टि भाव (जनता) तथा से शुभ सम्बन्ध (युति अथवा दृष्टि 

। 2 ते करता हो तो मनुष्य को सर्वप्रिय तथा जनकायो 00४0) तो को सर्वप्रिय तथा जनकार्यों (9001 
| में रत बना देता है | | 

५.5 यह ग्रह चूंकि किसी का शत्रु नहीं है Deep ih tht sr सूर्य की पत्नी है, अतः 


सबकी मां है । अतः कण जः चतुर्थ भाव, चतुर्थंश तथा चन्द्र के बलाबल से माता की 
13 आयु का निर्णय करना चाहिए । 
नाश] आजा «नल काकाको 
*4 चन्द्र के सम्बन्ध में वेद में आया जज्ज य क छौद म आझ है" चन्द्रमा मनसो जा मनसो जातः' अर्थात्‌ 


क पाप उँ 0 कै मन से उतपन्न हुआ है । अतः मन की स्थिति को लग्न विराट पुरुष के मन से उत्पन्न हुआ है । अत्त मनको स्थिति को लग्न 
चतुर्थ भाव के साथ.साथ चन्द्र की अवस्था से 


भी = अवस्था से भी देखना चाहिए । यदि चन्द्र चाहिए । यदि चन्द्र 
पा फो अवस्था से भी देखना चाहिए । यदि चन्द्र 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 23 


पर तथा दूसरे 'मन' द्योतक अंगों पर शनि का युति अथवा द्वृष्टि से प्रभाव 


पड़ता हो तो मनुष्य उदासीन मन वाला, विरक्तचित्त, संन्यासप्रिय होता है । 


5: यदि चन्द्र स्वयं चतुर्थेश हो जाए तो स्पष्ट है कि वह मन का बा< है कि वह मन का बढ़िया 
प्रतिनिधित्व करेगा । ऐसे चन्द्र पर तथा चतुर्थ भाव पर यदि राहु का युति 
अथवा दृष्टि द्वारा प्रभाव हो और चन्द्र अष्टम आदि निक स्यान ए. दृष्टि द्वारा प्रभाव हो और चन्द्र अष्टम आदि त्रिक स्थान में हो तो 


EE SSE के मन में भय की विशेष सृष्टि होती है । ऐसा व्यक्ति मिरगी, हिस्टीरिया, 
बेहोशी आदि भयदायक रोगों से पीड़ित तथा चिन्तातुर रहता ह_ भयदायक रोगों से पीडित तथा रहता है । 

५.6 काल पुरुष में चन्द्र चतुर्थ राशि का स्वामी है | अतः मनुष्य के चतुर्थ 

भाग (फेफड़ों) का प्रतिनिधि है । यदि चतुर्थेश होकर शनि मंगल के प्रभाव 


में हो ओर चतुर्थ भाव पर भी पाप प्रभाव हो तो मनुष्य को फेफड़ों आदि फेफड़ों आदि 
का रोग, खांसी, निमोनिया तथा प्लूर्सी आदि से कष्ट होता है | 


7. चन्द्र तरल है, शीघगामी है, जीवनप्रद है । अतः रक्त है । जब चन्द्र 
लग्नेश होकर पाप युति अथवा पाप दृष्टि में हो तो मनुष्य को रक्तविकार 
होता है । 


8. सूर्य की भांति चन्द्र भी प्रकाशमय है, यद्यपि थोड़ा | अतः यह भी 


आंख है । चन्द्र भी जब षष्ठ आदि त्रिक भावों में क्षीण शत्रु राशि मे स्थित आदि त्रिक भावों में क्षीण शत्रु राशि में स्थित 
होकर पाप प्रभाव में हो तो आंख की हानि को देता है | पाप प्रभाव में की को देता है | 

9. चन्द्र शिशु है यदि लग्नाधिपति होकर अथवा लग्नाधिपति के सहित, 
क्षीण बली होता हुआ पाप द्वृष्टि में हो तो मनुष्य की मत्यु बहुत अल्पायु 


में कर देता है। 
10. चूँकि चन्द्रमा मन है, अतः चतुर्थेश होकर जिस भाव में स्थित होगा 
मनुष्य के मन का विशेष झुकाव अथवा प्रवृत्ति उस भाव से प्रदर्शित वस्तुओं भाव से प्रदर्शित वस्तुओं 


में होगी । जैसे यदि कन्या राशि का चन्द्र छठे हो तो पुरुषार्थ प्रिय, व्यायामप्रिय होगी । जैसे यदि कन्या राशि का चन्द्र छठे हो तो पुरुषार्थ प्रिय, व्यायामप्रिय 
होगा । यदि राहु भी साथ हो तो म्लेच्छप्रिय होगा आदि । 


| 


rT 


Scanned by CamScanner 


को. ७? 


9000 


` ये अन्तस्थ चन्द्र द्वारा प्रतिनिधित्व पाते हैं | - = अं 


॥ 
का 


मंगल--सूर्य नारंगी रंग का और चन्द्र श्वेत है तो मंगल ला 
वाला है । 'अजामेका लोहितशुक्लकृष्णां' के वेद के आदेश के ड 


_महानरजोगुण का ग्रह है । इसमें बहुत क्रियाशकित है. का ग्रह है । इसमें बहुत क्रियाशक्ति है (प्रकाशक्रिया रि 


शति की 
1-९ 


भूतेन्द्रियात्मक भोगापवगार्थ दूश्यम्‌--योगसूत्र) | जब यह ग्रह लग्नेश होकर 


१ बलवान्‌ होता है तो मनुष्य को बहुत पुरुषार्थी, क्रियाशील, व्यवस्थापक, साहः 
अग्रणी बनाता है। 


| २. लाल तथा राजसी होने से मंगल एक शक्तिशाली ग्रह है | 
शरीर में पटठों का प्रतिनिधित्व मंगल करता है | जब शुभ ग्रह से युक्त 
इष्ट न हो तो पट्ठों के सूखे का रोग देता है एम 
ह २) ती प्रटठ।ा क सूखे को रोग देता: 


3. मंगल छोटे -माइ का कारक है । जब तृतीय भाव में शत्रु राशि का कारक है | जब भाव में शत्रु राशि | 
में स्थित हो और री प्त हो और तृतीयेश तथा मंगल पर पाप प्रभाव हो तो प्रभाव हो तो अनुज से वंचित 
:-3 ५“ भटे क खा ७ 
करता है । हित 


की मत्यु हो जाएगी, क्योंकि बुध सप्तम ( 
वह है ही तथा उस पर और स्त्रीकारक 
आयु का नाश करेगी | 


स्त्री) का अष्टमेश होगा, शीघ्र प गर 41. 
शुक्र पर क्रूर मंगल की दृष्टि स्त्री की 


5. मंगल जब मेष लग्न का स्वामी होकर बलर हो तो बहुत आयु 
देता है क्योंकि तब वह लग्नेश भी और अष्टमेश भी दोनों आयु-द्योतक : 
का स्वामी बन जाता है । इर्स र कन्या लग्न वालों का बलवान म 
भी मंगल अष्टमाधिप 


हि CN 
तथा 
| ७७ / ) ५ 
| |, कसा 5 


Vdd 


बहुत | 1 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 25 


6. कुम्भ लग्न वालों के शनि तथा मंगल यदि किसी भाव तथा भावाधिपति 
पर अथवा कारक पर प्रभाव डालें तो व्यक्ति उस भाव सम्बन्धी बातों का 
जान-बूझकर नाश करता है; जैसे यदि एकादश भाव तथा इसके स्वामी गुरु 
पर इन दोनों की द्वृष्टि हो तो बड़े भाई का शत्रु और उसकी जान तक 
लेने वाला होता है | इसी प्रकार यदि पंचम भाव तथा उसके स्वामी अथवा 
कारक पर इन दोनों की द्वृष्टि हो तो सन्तान निरोध के सिद्धांतानुकूल चलने 
वाला होता है । यदि द्वितीय तथा द्वितीयेश पर इन दोनों का प्रभाव हो तो 
जान-बूझकर धन नष्ट करने वाला होता है । यदि सप्तमेश तथा शुक्र पर दोनों 
का प्रभाव हो तो स्त्री का शत्रु होता है, इत्यादि । 

7. मंगल मंगल चतुर्थ स्थान में दिक बल से शून्य अतः निर्बल हाता €, अतः स्थान में दिक बल से शून्य अतः निर्बल होता है, अत: 
यदि मेष लग्न वालों को चतुर्थ मेष लग्न वालों को चतुर्थ स्थान में पड़ जाए और शुभद्रष्ट न हाता हो तो 
अल्पायु कर देता है । परन्तु नीच राशि का मंगल लग्न मै अच्छा साना गना, देता है । परन्तु नीच राशि का मंगल लग्न में अच्छा माना गया 
है, क्योंकि कर्क लग्न वालों के लिए यह ग्रह योगकारक हाता हुआ अपना योगकारक होता हुआ अपनी 
एक राशि मेष से चतुर्थ (शुभ स्थान) तथा दूसरी राशि व्रश्चिक से नवम पुनः 
शुम स्थानं अपु 

४. उच्च राशि का मंगल सप्तम स्थान में काहल योग बनाता है जो 
एक उत्तम राजयोग है । कारण, मंगल राजयोग कारक भी बन जाता है, केन्द्र 


में भी स्थित होता है, उच्च भी होता है तथा निज राशि मेष को भी देखता स्थित होता है, उच्च भी होता है तथा निज राशि मेष को भी देखता 
है | 


कट 


9. मिथुन लग्न वालों का मंगल बडा क्रूर होता है । यदि इसका प्रभाव वालो का मंगल बडा क्रूर होता है । यदि इसका प्रभाव 
लग्न तथा चन्द्र पर हो जाए और शुभ प्रभाव में मगल न हो तो मनुष्य बहुत तथा चन्द्र पर हो जाए और शुभ प्रभाव में मंगल न हो तो 
हिंसाप्रिय,क्रूरकर्मों का करने वाला होता है का करने वाला होता है । 

10. मंगल की पंचम भाव अथवा पंचमेश पर द्वृष्टि विद्या पढ़ने की 
शक्ति को बढ़ाती है, कम नहीं करती, क्योंकि मंगल एक ऊहापोह (1.०८) 
प्रिय ग्रह है | i 


Ln 
Scanned by CamScanner 


26 ग्रह-परिचय 


11. मगल की दृवृष्टि यदि मिथुन राशि तथा बुध दोनों पर पड़ रही 
हो तो जिस सम्बन्धी के अष्टम स्थान में मिथुन राशि पड़ती हो उसको जीवन 
मै भए कहना चाहिए, यदि मिथुन तथा बुध पर शुभ प्रभाव न हो, कारण 
कि मंगल एक तो बुध का परम शत्रु है, दूसरे बुध पाप प्रभाव में अनिष्ट 
फल को अपेक्षाकृत शीघ्रतर देता है: जैसे मीन लग्न हो और बध और सूर्य 
एक स्थान में हों और उन पर तथा चतुर्थ स्थान पर केवल मंगल की दृष्टि 
हो तो पिता की मत्यु शीघ्र हो जाएगी । क्योंकि चतुर्थ स्थान पिता की आयु 


का स्थान है और सूर्य पिता का कारक और दोनों मंगल के क्रर प्रभाव में 
होंगे । 


12. मंगल यदि लग्नाधिपति होकर कला तत त्यो क तिर के अतिरिक्त 


उदार भी होता है । ।पिकाकार मंगल के विषय में कहता है । "रक्ताम्बरो 
रक्ततनुर्महीजः चण्डोऽत्युदारः तरुणोऽतिमज्जः । 


| 13. मगल को दशम भाव में दिक बल मिलता है | 
| 177 १ = ¬ पक १ 


14. कवर्ग (क, ख, ग, घ, ङ), का प्रतिनिधित्व मंगल करता है-अर्थात्‌ 
जहां नाम निर्णय का प्रश्‍न हो और मंगल नाम का द्योतक हो तो वह इन 
अक्षरों द्वारा नाम को जतलाता है । 


| बुध--बुध का दूसरा नाम विष्णु भी है । यह ग्रह जब नवमेश होता 


OT REE SN TET TOTES SERENA 0071 


।§ है और लग्न से सम्बन्धित होता है तो मनुष्य 1 को बहुत परोपकारी तथा यज्ञीय 
जीवन व्यतीत करने वाला बनाता है । जैसे ।, तुला लग्न में स्थित बुध | 

\८2 बुध जब सप्तमाधिपति हो तो शीघ्र विवाह करा देता है, यदि पाप 

युति अथवा दृष्टि में न हो, क्योंकि बुध कुमार है और कमार अवस्था जीवन 


TP SR RN 


में शीघ्र आने वाली अवस्था है । 


४4. बुध जब द्वितीयाधिपति हो तथा शनि तथा राहु के प्रभाव में हो 
बि द्वितीय भाव पर भी ऐसा ही प्रथकताजनक प्रभाव णावर कु, तह कहि सूर्य, राहु आदि 
का पड़ता हो तो मनुष्य कुमार अवस्था में कुटुम्ब से प्रथक्‌ हो जाता है । 
SN 


bn 


| 


0 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 27 


या तो वह किसी अन्य नगर में होस्टल आदि में रहकर अध्ययन करता है 
या घर से भागने की आदत डाल लेता है । 


५-4. बुध त्वचा है ! यदि लग्नाधिपति होकर बुध पाप प्रभाव में हो तो 
हो अथवा चन्द्र के साथ हो और उस पर शनि अथवा राहु की दृष्टि पड़ती 
हो तो मनुष्य को फुलबहरी आदि चर्म रोग होते हैं । 


5. कन्या लग्न का स्वामी बुध, सूर्य या शनि से प्रभावित हुआ तो 
हर्निया आदि अन्तड़ियों के रोग देता है । मिथुन लग्न का स्वामी बुध इस 


प्रकार पीड़ित होकर सांस की नली तथा बाहु आदि तृतीय स्थानस्थ अंगों 


इ 


को कष्ट देता है । 

6. बुध, शनि, राहु, लम्बे आकार के हैं | जब लग्न, लग्नेश, चन्द्र लग्न, 
चन्द्रलग्नेश आदि जन्म द्योतक अंगों पर प्रभाव डालते हों तो मनुष्य को लम्बे 
कद (७1३1७५९) वाला कर देते हैं | 


` 7: व्रषभ लग्न वालों का बुध यदि बलवान्‌ हो तो उनमे वक्तुता शाक्त हो तो उनमें वक्त्वता शक्ति 


(01900%) विशेष होती है, क्योंकि एक तो बुध वाणी का कारक €, दूसर तो बुघ वाणी का कारक है, दूसरे 


यह जिन, दो स्थानों का स्वामी बनता है, वे दोनों ही वाणी क द्योतक हा स्थानों का स्वामी बनता है, वे दोनों ही वाणी के द्योतक हो 


जाते हैं | 

8. मिथुन लग्न वालों का बुध यदि मंगल आदि से पीड़ित हो तो सिर 
में चोट आने का भय रहता है । यदि इस लग्न वालों का चन्द्र तथा शुक्र भी 
पाप प्रभाव में हो तो दिमाग की बीमारी हो जाने तथा बहुत पाप प्रभाव में 
होने पर पागल तक हो जाने का डर रहता है । 


४-५ द्वितीयाधिपति तथा बुध बलवान्‌ होकर यदि लग्नो से सम्बन्ध करे लग्नों से सम्बन्ध करे 
तो तो मनुष्य ज्योतिष का ज्ञाता होता है, क्यो ज्योतिष का ज्ञाता होता है, क्योंकि बुध ज्योतिष का कारक हैं है 


तथा द्वितीयाधिपति ज्योतिष विद्या है । 


10. बुध एक नपुंसक ग्रह है । जब यह एक ~ जपुंसक ग्रह शनि 
से मिलकर सप्तम भाव, सप्तम भाव के स्वामी तथा शुक्र इन सब पर अपना 


Scanned by CamScanner 


28 ग्रह-परिचय 


प्रभाव डालता है और उन तीनों वीर्य द्योतक अंगों पर इन दो के अतिरिक्त 
और कोई प्रभाव नहीं होता है तो मनुष्य नपुंसक होता है । 


11. बुध को लग्न में स्थित होने से दिक बल मिलता -है | 
“नं NTE 


।> उंध ट, ठ, ड, ढ, ण-टवर्ग को दर्शाता है । इस तथ्य का प्रयोग 
व्यक्तियों तथा वस्तुओं के नाम निकालने में होता है | 


` बृहस्पति-सबसे शुभ ग्रह है । जिन भावादि को देखता है उनकी 
खूब वृद्धि करता है । यह मूल्य का प्रतिनिधि है (देखो कुण्डली संख्या 2) | 
2. गुरु से यदि शुक्र 

द्वादश स्थान में स्थित हो तो 
मनुष्य विशेष धनवान तथा 
समृद्ध होता है, क्योंकि गुरु 
'एक धनकारक ग्रह है, शुक्र के 
इससे द्वादश स्थान में आ जाने 
पर इसे बल मिलता है, जिससे 
धन की खूब वृद्धि होती ह 

3. मिथुन तथा कन्या 
लग्न वालों के लिए गुरु दो केन्द्रों का स्वामी बन जाता है और नान वाला क लिए गुरु दो केन्द्रों का स्वामी बन जाता है और केन्द्राधिपत्य 
दोष वाला हो जाता है | ऐसे मनुष्य का निर्बल हि १ गजु का निर्बल गुरु आपी दरायाकित के 
रोग कष्ट देता है । 

०4 मेष लग्न वालों का गुरु यदि पाप ग्रहों से पीडित हो और द्वादश 
स्थान भी पाप प्रभाव में हो तो -थान मो पाप प्रभाव में हो तो मनुष्य को पांव में चोट लगने अथवा रोग को पांव में चोट लगने रोग 
होने का डर -. का डर होता है, क्योंकि बारह नम्बर के अंग को हानि पहुंचाने का योग है, क्योंकि बारह नम्बर के अंग को हानि पहचाने का योग 
बनता है | 


कु० सं० 2 


05 कुम्भ लग्न वालों का गुरु यदि बलवान्‌ हो तो एक वरदान सिर लग्न कालों का गुरु यदि बलवान्‌ हो तो एक वरदान सिद्ध 


३ थर याद बलवान्‌ हो तो एक वरदान सिड 
होता है । ऐसा बली गुरु जिरा भाव भावेश को देखेगा उरो विशेष रूप से प्रफुल्लित है । ऐसा बली गुरु जिरा भाव भावेश को देखेगा उसे विशेष रूप से प्रफल्लित 


Scanned by CamScanner 


3 


फलित सूत्र 29 


करेगा, क्‍योंकि गुरु एक तो धन अथवा मूल्य का कारक है, पुनः दौ धन 
स्थानों--द्वितीय तथा एकादश का स्वामी बन जाता है | 


„ गुरु कद में लम्बा है । बुध, शनि, राहु की भांति इसकी द्वृष्टि भी 
शरीर आदि वस्तुओं को दीर्घ कद (5४७८) का बनाती है । 


ज स्त्रियों के लिए गुरु विशेष महत्त्व रखता है, क्योंकि प्रत्येक स्त्री 
की कुण्डली में गुरु उसका पति होता है | (वैदुष्यं विजितेर्द्रियं धनसुखं 
सम्मानमीढ्याददयाम-फलदीपिका) । अतः यदि गुरु स्वयं सप्तमाधिपति हो 


जाए और बलवान्‌ हो तो पति का बहुत सुख तथा उसका प्यार स्त्री को 
मिलता है । इसके विरुद्ध यदि सप्तमेश गुर स्त्री की कुण्डली में सूर्य, शनि 


ee ििी््ुुी रीस TS 
का त 


में से दो का प्रभाव सप्तम भाव पर भी पड़ता हो तो स्त्री पति द्वारा त्याग 
दी जाती है, अर्थात्‌ तलाक आदि की नौबत आ जाती है | जाती है । 


पछ मीन लग्न वालों का बलवान्‌ गुरु उनको राज्य से प्रतिष्ठा प्राप्त 


करवाता है, क्योंकि राज्य-कृपा कारक गुरु स्वयं लग्न तथा दशम मानप्रद है, क्योंकि राज्य- कारक गुरु स्वयं लग्न तथा दशम मानप्रद 


भावों का स्वामी बन जाता है | 
८-फ वश्चिक लग्न वालों का बलवान्‌ गुरु भी उनमें भाषण शक्ति प्रदान 


करता है, क्योंकि गुरु दो भाषण के भावों का स्वामी बन जाता है तथा स्वय के भावों का स्वामी बन जाता है तथा स्वयं 
वाक्पति है ही । 


10. तुला लग्न वालों का नवम स्थान में स्थित गुरु खूब गुरुभक्ति 


देता है तथा गुरु के साथ सहवास देता है, क्योंकि गुरु मित्र (तृतीय) स्थान है तथा गुरु के साथ सहवास देता है, क्योंकि गुरु मित्र (तृतीय) स्थान 


का स्वामी बन जाता है । 
पता, तुला राशि का गुरु अर्थात्‌ शत्रु राशि में स्थित द्वादश (अनिष्ट) राशि का गुरु अर्थात्‌ शत्रु राशि में स्थित द्वादश (अनिष्ट 


स्थान । में स्थित हुआ भी पुत्रदायक हो जाता है, यदि वक्री हो । अन्यथा नही स्थित हुआ भी पुत्रदायक हो जाता है, यदि वक्री हो । अन्यथा 
क्योंकि ग्योकि वक्रत्व से गुरु पुत्र (बल) पाता है । 
2“ लग्न में स्थित होने से गुरु को दिक बल मिलता है में स्थित होने से गुरु को दिक बल मिलता है। | ; 


| 


किक... a i. | 
Scanned by CamScanner 


30 ग्रह-परिचय 


13. गुरु त, थ, द, ध, न--तवर्ग का प्रतिनिधि है और वस्तुओं अथवा 


व्यक्तियों के नाम का निश्चय करने में इन अक्षरों द्वारा नाम के प्रथम अक्षर 
आदि को निर्धारित करता है । 


शुक्र-बिलासप्रिय ग्रह है । जब एक विलास भाव का स्वामी होकर 
दूसरे विलास भाव में स्थित होता है तो मनुष्य को विलासी तथा लम्पट बनाता. 
है । जैसे सप्तम भाव में व्रषम का अथवा द्वादश भाव में तुला राशि का । 

2. शुक्र स्त्री का कारक है । यदि सप्तम स्थान में शत्रु राशि का होकर 
स्थित हो तथा पाप दृष्टि में हो और सप्तमेश पर भी पाप दृष्टि अथवा युति 
हो तो स्त्री की आयु अल्प ले जाते है । 


५३ शुक्र मुख का कारक है । जब मुख स्थान का स्वामी होकर शुभ मुख का कारक है | जब मुख स्थान का स्वामी होकर शुभ 
प्रभाव मे हो तो मनुष्य को सुन्दर बनाता है. में हो तो मनुष्य को सुन्दर बनाता है । 


4. शुक्र का सम्बन्ध विलास की सामग्री से है । यदि शुक्र, लग्न, लग्नेश, 

"जप IE प का कक 2. र जरुर रः जल्क पड़ 

चन्द्र लग्नेश आदि पर अपना प्रभाव डाल रहा हो तो जळ लग्नश आ पर अपना प्रभाव डाल रहा हो तो मनुष्य सुसंस्कृत होता 
है और विलास सामग्री ("2१८५ ४००५४) द्वारा आजीविका उत्पन्न करता है । 
any £0००७) दारा आवका ताल्पनन करता हि? 


“5 शुक्र सत्यप्रिय ग्रह है । यदि _शुक्र सत्याप्रेय ग्रह है । यदि लग्नाधिपति होकर नवमाधिपति बुध होकर नवमाधिपति 
शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो मनुष्य सत्यवक्ता होता है | 


<..6: वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र पाप प्रभाव से पीडित हो तो गले में 
-कष्ट दता € । तुला लग्न का स्वामी शुक्र पाप प्रभाव में हो तो गुप्त अंगों. देता है । तुला लग्न का स्वामी शुक्र पाप प्रभाव में हो तो गप्त अगो 
में कष्ट होता है । तुला लग्न वालों का शुक्र तथा गुरु दोनों यदि किसी भाव कष्ट होता है । लग्न वालों का शुक्र तथा गुरु दोनों यदि किसी भाव 
आदि को सम्यक प्रकार से प्रभावित करें तो उसका विशेष हित करते “गि. को सन्यक प्रकार से प्रभावित करें तो उसका विशेष हित करते हैं, 
h जैसे शनि तथा चतुर्थ भाव से सम्बन्ध हो तो जनता की भलाई विशेष रूप 
से करते हैं । अष्टम भाव तथा अष्टमेश पर दोनों का प्रभाव हो तो दूसरों 
को प्राणदान देने वाला होता है । 


५/7 शुक्र यदि द्वादश रथान में क्र यदि द्वादश रथान में शनि तथा राहु के प्रभाव में हो तो बहुत तथा राहु के प्रभाव में हो तो बहुत 
पढ़ने वाला अर्थात्‌ आंखों का बहुत प्रयोग करने वाला तथा वीर्य को व्यर्थ 
पढ्न वाला अर्थात्‌ आखो का ब 


52. is ns 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 31 


खोने वाला होता है । हेतु स्पष्ट है कि शुक्र वीर्य है: शनि तथा राहु आदि 
ग्रह प्थकताजनक (५८१३३४४९) हैं | 


8. धनु लग्न वालों का शुक्र विशेष पापी समझना चाहिए, क्योंकि यह 
दो पाप स्थानों का--षष्ठ तथा छठे से छठे का स्वामी बनकर रोग, चोट, 
हिंसा आदि का द्योतक होता है | 


९-5 शुक्र जब शनि को साथ लेकर सूर्य को युति तथा द्रष्टि (शनि द्वारा) 


हन राव शान का साथ जैक का पापा कम 
से प्रभावित करे तो सूर्य बहुत निर्बल हो जाता है जिससे पिता का सुख 
काता 7) 7 | 


10. तुला लग्न वालों के शुक्र तथा लग्नेश एवं अष्टमेश पर जो प्रभाव 
हो वह मरण विधि को बतलाता है: जैसे तुला लग्न में शुक्र तथा मंगल की 
स्थिति अग्नि से मत्यु जतलाती है । 


क्योंकि ऐसी स्थिति से तीनों लग्नों को बल मिलता है | 
45. शुक्र को चतुर्थ स्थान में स्थित होने से दिक बल मिलता है । 
13. वर्णमाला में शुक्र को `चवर्ग' अर्थात्‌ च, छ, ज, झ, अ का प्रतिनिधित्व 
प्राप्त है । इन अक्षरों से शुक्र अपने प्रभाव में आई वस्तुओं का नाम बतलाता 
है । 
\~शनि आयु का कारक है । यदि लग्नेश तथा अष्टमेश और शनि सब 
बलवान्‌ हों तो मनुष्य की दीर्घ अ की दीर्घ आयु होती है । 
६८5 शनि का रंग काला है । यदि शनि तथा राहु लग्न, लग्नेश चैन्द्र 


लग्न, चन्द्र लग्नेश, सूर्य लग्न, सूर्य लग्नेश तथा द्वितीयेश पर प्रभाव डाले 


तो मनुष्य के शरीर का रंग काला होता है । 
+ ort 


3. शनि रोग का भी कारक है । जब षष्ठ स्थान में मकर अथवा कुम्भ रोग का भी कारक है । जब षष्ठ स्थान मे मकर अथवा 
राशि हो और वहां राहु स्थित हो तो शनि मे रोग देने की विशेष शक्ति आ हो और वहां राहु स्थित हो तो शनि में रोग देने की विशेष शक्ति आ 


विशेष जानकारी के लिए देखिये हमारी पुस्तक 'ज्योतिष और रोग' 


Scanned by CamScanner 


32 ग्रह-परिचय 


जाती है । ऐसा शनि जिस भाव में स्थित होगा अथवा जिसको देखेगा उसको 

रोगयुक्त बना देगा । 
54. शनि काला होने से अंधेरा पसन्द करता है | अतः यह ग्रह विद्या 
(1:0५०७४०॥) नहीं चाहता । जब इसकी दृष्टि द्वितीय भाव, द्वितीयेश गहता । जब इसकी दृष्टि द्वितीय भाव, द्वितीयेश, पंचम 
Med #मिव 


भाव, पंचमेश अथवा बुध पर हो तो अल्पविद्या तथा विघ्नयुक्त विद्या कहनी 
चाहिए 


5. शनि स्नायु है । यादै एकादश स्थान में स्थित हो तो मनुष्य की 
मत्यु सन्निपात (१919195) आदि स्नायु रोगों से कर देता है । कारण यह 


है कि तब इसका प्रभाव लग्न तथा अष्टम भाव पर पड़ता है और ये दोनों 
भाव मरण विधि को बतलाने वाले हैं । 


५७6: शनि भत्य है, अतः इसकी वाणी शान क्षत्य ह, अतः इसकी वाणी असंस्कृत, कर्कश होती है | अतः 
जिस भाव में मकर राशि पड़ जाए वह सम्बन्धी कर्कश वाणी वाला होता 
है । यदि शनि पर शुभ दृष्टि का अभाव हो: जैसे वषभ लग्न हो तो पिता 
हो तो स्वयं कर्कश वाणी वाला होता है, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में द्वितीयेश. 
वाणी द्योतक ग्रह शनि बन जाताही 


७/7 शनि यदि मकर अथवा कुम्भ लग्न का स्वामी होकर क॒ण्डली में 
पीडित हो तो मनुष्य को जंघाओ में कष्ट होता है, क्योंकि लग्नेश शनि दस 
तथा ग्यारह नम्बर के अंगों का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करेगा (देखिए हमारी 
पुस्तक ज्योतिष और रोग”) | 

५; शनि, सूर्य, राहु राहु-अधिष्ठित राशि का स्वामी, द्वादशेश ये सब 
ग्रह अपने में प्थकताजनक (५०३००३४५०) प्रभाव रखते हैं । इनमें से यदि दो 
ग्रहों का भी प्रभाव किसी प्रतिनिधित्व रखने वाले (०१४९५०१४३४०) अंगों पर 
पड़ जाए तो मनुष्य को उससे प्रथक कर देते हैं । जैसे लग्न लग्नेश पर 
प्रभाव ही ती स्वास्थ्य तथा धन का नाश (देखिए कु० सं० 3) । सप्तम भाव, हो तो स्वास्थ्य तथा धन का नाश (देखिए कु० सं० 3) । सप्तम भाव 
सप्तमेश तथा शुक्र (अथवा रित्रयों की कुण्डली में गुरु) पर यह प्रभाव हो तो. 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 33 
पति-पत्नी में वियोग हो जाता 

। द्वितीय भाव तथा उसके 
स्वामी पर हो तो परिवार 
छोड़ता है, चतुर्थ भाव तथा 
उसके स्वामी पर हो तो घर 
बार तथा जन्म-भूमि छोड़नी 
पड़ जाती है, यदि दशम 
दशमेश सूर्य पर यह प्रभाव 
हो तो राज्य छोड़ना पड़ जाता 
है, इत्यादि-इत्यादि । 


9 शनि की गति बहुत धीमी है, अतः श की गति बहुत धीमी है, अतः शनि नि द्वारा स्वयं कार्यो में विलम्ब 
होता है । यही कारण है कि प्रायः जिन व्यक्तियों का सप्तमेश शनि होता 


है और सप्तम भाव तथा शुक्र पर शुभ दृष्टि नहीं होती वे देर से विवाह करते 
हैं | 


कु० सं० 3 


RO Sm SE Ds CNS SL / 22: MS 


होकर अतीव बलवान हो (जैसे कि उच्च राशि तथा केन्द्र स्थिति कि अतीव बलवान हो (जैसे कि उच्च राशि तथा केन्द्र स्थिति द्वारा) तो _ 
LL eS TN WSR 


उस व्यक्ति के यहां लड़कियों की भरमार होती है । 


11. शनि की प्रथकताजनक प्रत्वत्ति का एक फल यह भी है कि शनि 

जब चन्द्र पर दृष्टि द्वारा प्रभाव डालता है तो मन को वैराग्यमय बना देता 

है और सांसारिक विषयों से विरक्त कर देता है | संन्‍न्यासियों की कण्डली 

में प्रायः ऐसा योग मिलता है | इतना अवश्य है कि संन्यास की प्राप्ति के 
लिए द्वितीय (कुटुम्ब), चतुर्थ (मकान-जायदाद), द्वादश (भोग सामग्री) भावों ¢ 

PE SONOS A कि ५० व 


तथा इनके स्वामियों का सूर्य, शनि, राहु आदि प्रथकताजनक ग्रहों के प्रभाव 


में होना आवश्यक है, क्योकि सन्यासी को कुटुम्ब (2) , घर (4) तथा भोग है, क्योंकि संन्यासी को कुटुम्ब (2) , घर (4) तथा भोग 
(12) छोड़ने होते हैं | 


12. शनि क्षेत्र है । जब चतुर्थाधिपति होकर बलवान्‌ हो तो क्षेत्र जायदाद 
का विशेष सुख देता है: जैसे कुम्भ का शनि चतुर्थ भाव में । 


Scanned by CamScanner 


34 प्रह--परिचद 


13. शनि की सप्तम रथान में रिथति इसे दिक, बल देती है । 


14. शनि वर्णमाला में 'पवर्ग' अर्थात्‌ प, फ, ब, भ, म का प्रतिनिधित्व ७ 
करता है, अर्थात्‌ जब शनि वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का नाम बतलाता है 
तो पवर्ग द्वारा बतलाता है | 


राहु--राहु के गुण-दोष प्रायः शनि की भांति ही हैं | शनि की भांति 
राहु भी काला, धीमी गति वाला, रोगप्रद, स्नायु-रोगकारक, प्रथकताजनक 
_दीर्घाकार, अन्धकारप्रिय तथा भय उत्पादक है । 


2. राहु तथा केतु अचानक फल देने के लिए प्रसिद्ध हैं । यह अचानक 
फल अच्छा और बुरा दोनो प्रकार का हो सकता है; यदि राहु नवम स्थान 
में हो और नवमेश बलवान हो, विशेषतया बुध नवमेश होकर बलवान्‌ हो 
तो अचानक भाग्य चमक उठता है और अनजाने में ही बहुत लाम तथा पदवी 
आदि प्राप्त हो जाते हैं । इसी प्रकार राहु धन: पंचम लाभ स्थान में लाटरी 
आदि द्वारा शुभ तथा अचानक फल देता है यदि इन भावों के स्वामी बलवान्‌ 


हो| 


3. राहु जब शनि के साथ स्थित हो तो राहु की दृष्टि से सचेत हो १ 
जाना चाहिए । ऐसी स्थिति में राहु की ट्रष्टि (जो कि सदा राहु से पंचम, चाहिए । ऐसी स्थिति में राहु की दृष्टि (जो कि सदा राह से पंचम, 
सप्तम तथा नवम भावों पर पूर्ण रहती है) न केवल अपना ही अपितु शनि तथा नवम भावों पर पूर्ण रहती है) न केवल अपना ही अपितु शनि | 


है का प्रभाव भी रखती है और विशेष पथकता आदि अनिष्ट फल को करने 


| वाली होती है.। जैसे शनि और राहु दशम स्थान में स्थित हों तो धननाश_ राहु दशम स्थान में स्थित हों तो धननाश 


अथवा त्याग का योग बनता है, क्योंकि राहु की द्वितीय भाव में पंचम ट्रष्टि 


में राहु तथा शनि दोनों का प्रभाव है | 
h केतु के गुण-दोष प्रायः मंगल केसे हैं । प्क 


1 है जी ' | | 
॥ 0 है 
त ४4 
र ॥। र ल 
- a2 $ न ९ 0 0 23%: 148 
त ६ १ af ५ ५ 
Er d | छ PE! | | वा 
4 ति. ० eS 280 ॥ vib dish ssi iss, \ | १ 
WS EE Evo कयौ ली स्‌ है 
र्‌ त ६ जु ॥ 
व 1 | 1 4 |) | 
06 ४024 ui 4 ds 
oA gk 


कन. 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 35 


3. शुभ स्वक्षेत्री ग्रह के साथ मिलकर केतु विशेष लाम देता है, जैसे 


है । यही योग नवम में हो तो बहुत भाग्यशाली राज्यमानी होता है । हिटलर [ 
की कुण्डली में धनु राशि का गुरु केतु के साथ तृतीय स्थान में था उसकी 
क्रूरता तथा बाहुशक्ति इतिहास में प्रसिद्ध है । 


4. केतु भी राहु की भांति अचानक फल देता है । कंतु यदि य केतु यदि योगकारक 
ग्रह के साथ स्थित हो तो केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी अपनी भुक्ति से 
अचानक लाटरी आदि से धन की प्राप्ति करवाता है | 


5. राहु म्लेच्छ ग्रह है, षष्ठ रथान भी म्लेच्छ -स्थान है । अतः जिन 
वस्तुओं पर षष्ठेश तथा राहु का प्रभाव पड़ेगा वे वस्तुएं म्लेच्छ . (£०7९९०) 
बन जायेंगी । यदि स्त्री की कुण्डली में षष्ठेश पर राहु अधिष्ठित राशि के 
स्वामी आदि म्लेच्छ (1:016:20) प्रभाव हो तो स्त्री से शयन-सुख (P।९३७४९५ 


० ४१८ ७८०) म्लेछ बन जाते हैं । दूसरे शब्दों में, स्त्री की शैया का सुख 
अन्य स्त्रियां भोगती हैं जिसका अर्थ यह निकलता है कि उसका पति अपनी 


स्त्री के अतिरिक्त दूसरी स्त्रियों को भी अपनी स्त्री बनाता है । 


6. राहु सर्वथा उल्टा (९१०7०५०) चलता है | जब किसी वक्री ग्रह 
की महादशा में राहु की भुक्ति आ जाए अथवा राहु की दशा में वक्री की भुक्ति 
आ जाए तो मनुष्य को वस्तुएं लौटाई जाती हैं, मकान-जायदाद आदि नष्ट 

हि पर 
[ 7. राहु तथा मंगल का प्रभाव यदि द्वितीय भाव तथा इसके स्वामी, इसके स्वामी 
. पर पड़े तो राहु के टेढेपन के प्रभाव के कारण मुख टेढा हो जाने का रोग 


1. जब मनुष्य से राज्य छिन जाए, ' से राज्य छिन जाए, घरबार छट घरबार छूट जाए, स्त्री का त्याग स्त्री का त्याग 


mmm een क ढल 


हो जाए, भोग-विलास का त्याग हो जाए तो ऐसे त्याग अथवा पथकता के 


PPR RRs rn 


Scanned by CamScanner 


36 


ग्रह-परिचय 


पीछे बहुधाकर प्रथकताजनक ग्रहों का प्रभाव रहता है, जैसा कि हमने होराशतक 
में कहा है 


छायात्मजः पंगु दिवाकरेषु खेटद्वयो दिशति यत्र निजप्रभावम्‌ | 
नूनं पृथकताविषयाद्धि तस्माददशमे यथा राज्यन्यासमाहुः । । 
अर्थात्‌ राहु, शनि तथा सूर्य में से दो अथवा तीन ग्रह जिस भाव ग्रह 
आदि पर अपना प्रभाव डालें मनुष्य उन भावादि से अवश्य प्रथक हो जाता 


है, जैसे राहु तथा शनि का प्रभाव दशम भाव (तथा दशमेश) पर हो तो मनुष्य 
को राज्य से हाथ धोना पड़ता है । 


उपर्युक्त प्रथकता का सिद्धान्त सर्वत्र उपयोगी है । रोग के सन्दर्भ 
में उक्त प्रथकताजनक प्रभाव छठे भाव, उसके स्वामी, छठी राशि तथा उसके 
स्वामी अर्थात्‌ काल पुरुष के छठे अंग पर पड़ता है तो काल पुरुष के छठे 
अंग अर्थात्‌ अंतड़ियों से प्रथकता होती है । अर्थात्‌ वहां अन्तडियां अपने स्थान 
को छोड़ देती हैं । अंतड़ियों की इसी स्थानान्तर स्थिति (Dislocation) को 
ही तो हर्निया (11०7०) कहते हैं । इस प्रकार इस सिद्धान्त का प्रयोग आयुर्वेद 
शास्त्र में भी किया जा सकता है । 


राहु और केतु की भी विशेष दृष्टि होती है और इस दृष्टि का 
परिस्थितियों में वस्तुस्थिति के सर्वथा परिस्थितियों में वस्तुस्थिति के सर्वथा प्रतिकूल निकलता है । राहु और केतु 
प्रत्येक अन्य ग्रह की भांति निज स्थान से सप्तम स्थान को तो पूर्ण दृष्टि 


से देख, देखते ही हैं उनकी विशेष दृष्टि ब्रहस्पति की भांति पंचम तथा नवम स्थान_ दृष्टि ब्रहस्पति की भांति पंचम तथा नवम स्थान 


पर भी पूर्ण होती है भी पूर्ण होती है । 


राहु तथा केतु जिन ग्रहों के साथ स्थित हों उनका प्रभाव भी राहु-केतु 


की उपर्युक्त दृष्टि में रहता है क्‍योंकि ये ग्रह छाया ग्रह हैं और अपनी स्वतन्त्र 


सत्ता नहीं रखते । 
4, राहु तथा केतु अधिष्ठित राशि के स्वामी का प्रभाव जहां भी युति अधिष्ठित राशि के स्वामी का प्रभाव जहां भी 


अथवा दृष्टि द्वारा पड़ रहा हो उस प्रभाव में राहु अथवा केतु का क्रमशः स्वगा. दृष्टि द्वारा पड़ रहा हो उस प्रभाव में राहु अथवा केतु का क्रमशः स्वभाव 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 37 


रहता है, अर्थात्‌ राहु का स्वामी शनि बन रोग, प्रथकता, विलम्ब, अड्चन 
आदि उत्पन्न करेगा और केतु का स्वामी मंगल बन अग्निकाण्ड, चोट, चोरी 
मारना आदि घटनाओं को घटित करेगा, चाहे वह ग्रह गुरु जैसा नैसर्गिक 
शुभग्रह ही क्यों न हो | अतः गुरु आदि शुभ ग्रह की दूष्टि पर विचार करते 
समय इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिए कि कहीं ये शुभ ग्रह राहु 
अथवा केतु अधिष्ठित राशि के स्वामी तो नहीं हैं । 

5. लग्नेश, पंचमेश नवमेश साधारणतया अग्नि के प्रतिनिधि हैं क्योंकि 
लग्न, पंचम तथा नवम स्थान अग्नि स्थान हैं | इसी प्रकार द्वितीयेश, षष्ठेश 
_दशमेश, प्रथ्वी तत्व को दर्शाते हैं | तृतीयेश, सप्तमेश तथा एकादशेश वायु 
तत्व को दर्शाते हैं, परन्तु जब इन लग्नादि भावों में कोई ग्रह विद्यमान हो 
तो लग्नेश आदि उस ग्रह के तत्त्व के परिचायक होंगे न कि उस भाव के । 
जैसे, मान लीजिए द्वादश स्थान में केतु या मंगल स्थित हैं और द्वादश स्थान 
में मीन राशि है | यहां यद्यपि द्वादश स्थानाधिपति होने के नाते तथा एक 
जलीय राशि मीन का स्वामी होने के नाते गुरु को जल का प्रभाव करना 
चाहिए: परन्तु नहीं, गुरु अग्नि का ही प्रभाव डालेगा | इसी प्रकार अन्यत्र 
भी समझ लेना । 


6. वास्तव मे» उपर्युक्त सिद्धान्त के पीछे एक अन्य मौलिक सिद्धान्त 
काम कर रहा है | वह मौलिक सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक ग्रह चाहे वह 
F नैसर्गिक पापी हो अथवा नैसर्गिक शुभ ग्रह, उस ग्रह के स्वभाव आदि का 
फल देगा जो ग्रह उसकी राशि में स्थित है । मान लीजिए कि घनु राशि 
में मंगल स्थित है । अब धनु राशि के स्वामी गुरु में बहुत हद तक मंगल 
का स्वभाव काम करेगा और गुरु की दृष्टि अथवा योग गुरु की दृष्टि अथवा 
योग न रहकर मंगल की युति अथवा दृष्टि का योग बन जाएगा । ऐसी स्थिति 
| में फल का भिन्न हो जाना स्वाभाविक तथा अनिवार्य है । 


| अ बुघ, चन्द्र तथा शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं । सूर्य पापी नहीं, परन्तु 
क्रूर ग्रह है । मंगल, शनि, राहु तथा केतु नैसर्गिक पापी ग्रह हैं । बुध तथा 
की शुभता में तारतम्य आता रहता है । बुध तो यदि अकेला हो तो शुभ, 


Scanned by CamScanner 


38 ग्रह-परिचय 


शुभ ग्रहों के साथ हो तो भी शुभ, परन्तु पापी ग्रहों के साथ हो तो पापी 
बन जाता है । चन्द्र जितना ही सूर्य के समीप हो उतना निर्बल और जितना 


शुक्ल पक्ष में तथा 6 तिथि उस ओर कृष्ण पक्ष में चन्द्र क्षीण बली माना जाता 


है, तब इसका प्रभाव पाप ग्रहों जैसा हो जाता है । चन्द्र के सम्बन्ध में एक 
और बात याद रखने की यह है कि चन्द्र सूर्य के समीप होता हुआ भी बलवान्‌ 
समझा जाएगा यदि सूर्य स्वयं निर्बल हो । जैसे सूर्य तुला राशि के चतुर्थ 
स्थान में हो और चन्द्र वृश्चिक राशि द्वितीय तिथि का पंचम भाव में तो भी 
चन्द्र बलवान समझा जाएगा । क्योंकि यहां सूर्य स्वयं तुला राशि में भी निर्बल 


है और चतुर्थ केन्द्र में भी दिक्‌ बल को खोकर निर्बल है । 


7. जो भाव अपने स्वामी द्वारा दष्ट हो तथा उस भाव पर शुभ दृष्टि हो तथा उस भाव पर शुभ द्रष्टि 
भी हो जो कि निज भाव को देख रहा हो तो स्वामी द्वारा दष्ट भाव की 


बहुत व्वद्धि होती है । जैसे, तुला राशि मेंमंगल पंचम स्थान मेंपड़ा हो और 
गुरुद्वादशस्थानअथवासप्तम | ee Fi, saad 
स्थान में हो तो मंगल की 
दृष्टि अपनी निज राशि मेष 
मंगल शुभ द्रष्ट भी होंगे तो 


से सम्बद्ध लाभ बहुत बढ़ सम्बद्ध लाभ बहत बढ़ 
जाएगा । परन्तु यह मंगल 


की दृष्टि लाभ भाव द्वारा 
प्रदर्शित बड़े भाई के जीवन 
के लिए हानिकारक ही रहेर र्थात्‌ कुण्डली वाले के बड़े भाई के अल्पायु 
होने तथा स्वल्प संख्या में होन का अनिष्ट बना रहेगा । दूसरे शब्दों में उक्त 
सिद्धान्त का लाभ धन के क्षेत्र में है न.कि जीवन के क्षेत्र में । 


4 
| 
| 
I” | 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 39 


दक्र ग्रह विशेष बलवान्‌ हो जाता है | उदाहरण के लिए यदि वृश्चिक 
लग्न हो और पुत्र भाव का स्वामी गुरु द्वादश अनिष्ट रथान में अनिष्ट शत्रु 
राशि तुला में भी हो, परन्तु यदि वक्री है तो कम से कम दो पुत्र अवश्य देगा । 


9. शुक्र द्वादश स्थान में बहुत प्रसन्न रहता है क्योंकि शुक्र एक भोगात्मक 
ग्रह है और द्वादश स्थान भोग का स्थान है । अतः शुक्र जिसकी कुण्डली में 
द्वादश स्थान में होता है वह बहुधा स्त्री-सुख वाला, भोगी रहता है | इसी 
प्रकार शुक्र छठे स्थान में भी घन सम्बन्धी शुभ फल ही देता है । 'भावार्थ रत्नाकर 
तथा उत्तरकालाम॒त आदि ग्रन्थकारों की भी यही सम्मति है । 


10. किसी ग्रह से अथवा भाव से कोई ग्रह दशम स्थान में स्थित हो 
तो समझना चाहिए कि पूर्वोक्त ग्रह पर दशमस्थ ग्रह का प्रभाव है | इसे ' 
आप केन्द्र प्रभाव भी कह सकते हैं । जैसे पंचम भाव में गुरु हो और द्वितीय 
भाव में शनि तो यद्यपि शनि की प्रसिद्ध दृष्टि गुरु पर नहीं पड़ रही तथापि 
गुरु पर शनि का उतना ही प्रभाव माना जायेगा जितना कि शनि की दृष्टि 
का | 


11. _जब किसी शुभ भाव (लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, किसी शुभ भाव (लग्न, द्वितीय, , पंचम, सप्तम, नवम 
दशम) का का _स्वामी नीच राशि में पड़ा हो, परन्तु उसको नीच भंग प्राप्त हो नीच राशि में पड़ा हो, परन्तु उसको नीच भंग प्राप्त हो 


तो नीचता के भंग का फल उस भाव के लिए जिसका कि वह नीच ग्रह 
१ स्वामी है अतीव शुभ होता है | जैसे सिंह लग्न हो और सूर्य ततीय भाव 
में तुला राशि का नीच होकर नीच भंग को प्राप्त हो तो लग्न के लिए जिसका 
कि सूर्य स्वामी है अतीव शुभ होगा अर्थात्‌ उच्च पदवी, राज्य, शासन, धन, 


स्वास्थ्य यश, पदवी आदि विशेष रूप से प्रदान करेगा | नीच भंग राज योग यश, पदवी आदि विशेष रूप से प्रदान | भग राज 


निम्न प्रकार से बना माना जाता है:- 

(i) | नीचस्थ ग्रह की नीच राशि का स्वामी सूर्य अथवा चन्द्र से 
केन्द्र में हो; 

(0) जब वह ग्रह लग्न अथवा चन्द्र से केन्द्र में स्थित हो जो कि नीच 
ग्रह की उच्च राशि का स्वामी है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में मंगल: . 


Scanned by CamScanner 


40 ग्रह... परिचय 


(४) जब नीचस्थ ग्रह लग्न अथवा चन्द्र से केन्द्र में हो. 


(५), नीचस्थ ग्रह की नीच राशि का स्वामी तथा उसी नीच ग्रह की 


_उच्च राशि का स्वामी दोनों एक-दूसरे के केन्द्र में हों; जैसे उपरोक्त उदाहरण 


में शुक्र तथा मंगल हैं: 
(७) जब नीचस्थ ग्रह को उसकी नीच राशि का स्वामी देखता हो; 


(५) जब वह ग्रह लग्न अथवा चन्द्र से केन्द्र में हो जो ग्रह की नीच 
राशि में उच्च होता है: जैसे उपरोक्त उदाहरण में शनि है । 


12. ग्रह अपना फल तो करते हैं, परन्तु वे जब ऐसी स्थिति में हों 
कि उनकी राशि में कोई ग्रह हो तो वे उस ग्रह का फल अवशय करते हैं | 
जैसे धनु राशि में मंगल हो तो गुरु मंगल का प्रभाव डालेगा और मारण 
आदि कूत्य करेगा (देखिए कु० सं० 5) | 

इस कुण्डली के 
जातक की म॒त्यु अग्नि द्वारा 
हुई । यहां मरण विधि के 
द्योतक अंगों, अर्थात्‌ लग्न, 
लग्नेश, अष्टम,अष्टमेश सभी 
पर शनि की पूर्ण द्वृष्टि हैं, 
अतःशनिनिश्चितरूपसेमरण 
विधि को बताने वाला ग्रह 
है । साधारणतया आप कह 
सकते हैं कि वायु विकार से 
मत्यु होनी चाहिए, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुम्भ द्वादश जलीय 
स्थान में है और इसलिए शनि पानी का द्योतक है । परन्तु नहीं, po को 
हमें आग समझना होगा, क्योंकि शनि, अग्नि द्योतक ग्रहों, सूर्य तथा मंगल 
से अधिष्ठित राशि का स्वामी है । 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 41 
13. यदि कोई ग्रह तीनों लग्नों से शुभ निकलता हो और बली हो 
तो विशेष शुभकर होता है 
(देखिए कु० सं० 6) । 
यह जन्म कुण्डली 
वाई.बी.चौहान,भूतपूर्व मन्त्री, 
मारत सरकार की है । लग्न 
कुम्म है, चन्द्र लग्न कन्या है । 
इन लग्नों के स्वामी शनि तथा 
बुध परस्पर मित्र हैं । अत कु० सं० 6 
तीनों लग्नें एक ही श्रेणी की 
हैं । तीनों लग्नों से शुक्र राजयोग कारक है और वह उच्च राशि में है और 
पूर्ण शुभ चन्द्र द्वारा दुष्ट है । पाप द्रष्ट नहीं है । अतः शुक्र असाधारण रूप से 
बली. होकर राज्य तथा सुख देता है । 


Scanned by CamScanner 


| 3. प्रथम भाव अथवा लग्न | 3. प्रथम भाव अथवा लग्न | 


रेग, रूप, कद, अकति स्वभाव, सुख. रूप, कद, आकति स्वभाव, सुख. 
समृद्धि, यश, मान, आजीविका 
001 PSP SUAS 


1. द्वादश भावों के विषयों का वैज्ञानिक क्रम--पहला भाव जन्म 
भाव कहलाता है । मनुष्य के लिए संसार में सबसे पहली घटना उसका जन्म 
है । जन्म से जो-जो वस्तुएं मनुष्य को प्राप्त होती हैं उन सब का विचार 
प्रथम भाव से होता है: जैसे-मनुष्य की जाति, रंग-रूप, केद ($१५४९), जन्म-स्थान, 
जन्म-समय की बातें आदि । मनुष्य को जन्म से शरीर मिलता है और प्रभु 
का विधान है कि जन्म पाकर द्वादश स्थान अर्थात्‌ मोक्ष तक पहुंचे । इस 
यात्रा में उत्तरोत्तर विकास के लिए जिन-जिन वस्तुओं की मनुष्य को आवश्यकता 
पड़ती है, वे सब बीच वाले, दो से ग्यारह तक के स्थानों से दर्शायी हैं । 

. कुण्डली में विकास का क्रम है | जैसे यदि मनुष्य को शरीर तो मिल गया 
परन्तु यदि शिशु को दूध न मिले, खाद्य पदार्थ न मिलें तो शरीर चल नहीं 
सकता । यही कारण है कि खाद्य सामग्री तथा अन्य धन का सम्बन्ध द्वितीय 
स्थान से है । फिर धन बिना परिश्रम के न उत्पन्न होता है न टिक सकता 
है, अतः तृतीय रथान परिश्रम, बल, बाहु आदि का है । शरीर, धन, परिश्रम 
तभी सार्थक हैं जब कार्य करने की रुचि और भावना हो । अतः भावनाओं, 
कामनाओं (५०५०५) अर्थात्‌ मन का स्थान विकास क्रम मे चतुर्थ रखा गया 
है । व्यक्ति के पास शरीर, धन, परिश्रम, इच्छा शक्ति सब कुछ हो, परन्तु 
यदि उसको कार्य विधि का ज्ञान अर्थात विचार शक्ति प्राप्त न हो तो जीवन 


Be | 
RSS CO २ Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 43 


आगे नहीं चल सकता । अतः पंचम भाव में विचार-शक्ति को मन कै अनन्तर 
स्थान दिया जाना विकास क्रम के अनुरूप ही है फिर शरीर, धन, परिश्रम, 
इच्छा-शक्ति, विचार-शक्ति सब कुछ हो, परन्तु यदि मनुष्य सांसारिक विरौधी 
शक्तियों, अडचनों, कठिनाइयों में से वस्तुत: न निकले तो उसको कुशलता 
तथा सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, अतः षष्ठ भाव को कठिनाइयों, अड़चनों 
अर्थात्‌ शत्रुता का स्थान मानना विकास योजना के अनुकूल ही है। 


परन्तु यदि मनुष्य में वीर्य-शक्ति तथा दूसरों से मिलकर चलने की 
शक्ति न हो तो भी वह संसार में सफल ही समझा जाएगा | अतः जीवन 
साथी, भागीदार, वीर्य आदि का विचार विकासोचित आधार पर ही सप्तम 
भाव से किया जाता है । मनुष्य के उपरोक्त सभी गुण और उसकी साधनाएं 
निष्फल हो जाएंगी यदि वह अपने साथ आयु लेकर न आया हो: अत: आयु 
का विचार अष्टम भाव से करना विकास क्रम में कहा है | हमारे शास्त्र आयु 
को धर्म की देन समझते हैं | अतः शुभ जीवन आध्यात्मिक उन्नति ही जीवन 
की गारण्टी है । अतः नवम स्थान धर्म का है । धर्म निस्वार्थ जीवन के बिना 
यज्ञीय परोपकारमय कर्मों के बिना टिक नहीं सकता, अतः कर्म का स्थान 
दसवां ठहराया गया । परन्तु यज्ञीय कर्मा को एक नैसर्गिक शुभता और निष्ठा 
की हद तक पहुंचाना, जहां शुभता स्वाभाविक हो जाए तथा पूर्णतया प्राप्त 
हो जाए, प्राप्ति स्थान का काम है, अतः एकादश को प्राप्ति स्थान कहा है 
और द्वादश तो परिणामस्वरूप मोक्ष अपवर्ग है ही । अतः मनुष्य के संसार में 
आने के उदेदश्य को जहां धर्म बताता है (मोगापवर्गार्थ टृश्यम्‌-योग शास्त्र) 
वहां कुण्डली भी अपने विकास क्रम से इसी तथ्य को व्यक्त करती है । 


2. सूर्य लग्न तथा चन्द्र लग्न भी लग्न भाव-इस सम्बन्ध में यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिन भावों में सूर्य तथा चन्द्र हों उनको भी 
लग्न भाव ही की भांति समझना चाहिए । अर्थात्‌ जब भावादि की गणना 
की जाए तो लग्न से जितने संख्या वाले भाव का विचार किया जाए, चन्द्र 
लग्न (तथा सूर्य लग्न) से भी उसी संख्या वाले भाव का विचार करना चाहिए । 


_देवकेरलकार लिखते हैं: लिखते हैं- 


Scanned by CamScanner 


प्रथम भाव अथवा लग्न 


चन्द्रलग्नं शरीरं स्यात्‌, लग्नं स्यात्‌ प्राणसंज्ञकम्‌ । 
ते उभे संपरीक्ष्यैव सर्व नाडीफलं स्मृतम्‌ । | 


अर्थात्‌ चन्द्र लग्न शरीर है, लग्न प्राण है, इन दोनों का सम्यक विचार 


करने के अनन्तर ही कुण्डली का ~= इडली का फल कहना चाहिए । कहना चाहिए । 
एक अन्य संदर्भ में देवकेरलकार ने इस बात को और भी अधिक 


स्पष्ट कर दियाहे।वेकहतेहे २ y हले 
ह € थे कहते हैं 
जयाणाम्‌ पुत्रनाथानां लग्नात्‌ चन्द्रात्‌ च भास्करात्‌ । 


स्फुटयोगं गते जीवे पुत्रलाभं विनिर्दिशेत्‌ । । 
| अर्थात्‌ जब गुरु का पूरा योग लग्न से पंचमेश, सूर्य लग्न से पंचमेश जब गुरु का पूरा योग लग्न से पंचमेश, लग्न से पं 
ग नन लग्न से पंचमेश के साथ गोचर में होता हो उस समय पुत्र की चन्द्र लग्न से पंचमेश के साथ गोचर मै होता हो उस समय की 


आत को कहना चाहिए । अतः तीनों लग्नों द्वारा प्रत्येक विषय का विचार को कहना चाहिए । अतः तीनों लग्नो द्वारा प्रत्येक विषय का विचार 
त छ 


करना अत्यधिक लाभदायक रहता है| 
७ ल्ट 


3. प्रथम भाव और सुदर्शन पद्धति-सुदर्शन पद्धति के अनुसार 
सनस्त भावों का विचार तीन लग्नों से किया जाता है अर्थात्‌ 6) लग्न से, 
(७) सूर्य से और (#) चन्द्र लग्न से | जब एक ही ग्रह तीनों ही लग्नो से 
एक ही भाव का स्वामी हो जाता है तो स्पष्ट है कि वह उस भाव का अधिकतम 
प्रतिनिधित्व करेगा । इसका अर्थ यह है कि उस ग्रह पर पाप प्रभाव अधिकतम 
अनर्थ का उत्पादक होगा, अपेक्षाकृत उस अवस्था के जबकि वह ग्रह केवल 
एक ही लग्न से उस भाव का स्वामी हो । जैसे लग्न मेष हो और चन्द्रलग्न 
कन्या हो तो शुक्र लग्न से मी और चन्द्र लग्न से भी द्वितीय भाव का स्वामी 
होगा, अतः स्पष्ट है कि यदि बलवान्‌ होकर तथा शुभयुक्त अथवा शुभ दुष्ट 
होकर स्थित होगा,-तो मुख के सौन्दर्य को अधिक प्रकट करेगा । अतः दो 
अथवा तीन लग्नो द्वारा एक ही तथ्य के द्योतक ग्रहों का स्वरूप निश्चित करके 
कुण्डली का फल कहना चाहिए । 


क च्छ्व 


तक” | 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 45 


4. जन्मकालीन ग्रहों से देह की रचना आदि का ज्ञान=जब जलीय 
ग्रहों का योग दूसरे ग्रहों की अपेक्षा लग्न से अधिक रहता है तौ मनुष्य स्थूल 
(मोटे) शरीर वाला होता है | इस सम्बन्ध में सर्वार्थचिन्तामणिकार लिखते 
हैं- 

लग्ने जलक्रक्षे शुभखेचरेन्द्रैर्युक्ते तनु स्थौल्यमुदाहराप्ति । 

लग्नाधिपस्तोयखगो बलाढयः सौम्यान्वितश्चेत्तनु पुष्टिमाहुः । । 

अर्थात्‌ यदि लग्न में जल राशि स्थित हो और शुभ ग्रहों से युक्त 
हो अथवा लग्नाधिपति जलीय ग्रह होता हुआ बलवान्‌ हो तथा शुभ ग्रह युक्त 
हो तो मनुष्य स्थूल शरीर वाला होता है । 

शरीर का कद- जन्मद्योतक लग्न आदि उपरोक्त 6 अंगों पर जब 
शनि, राहु, बुध, गुरु आदि दीर्घाकार ग्रहों का प्रभाव दृष्टि अथवा 'योग' द्वारा 
१ होता है तो मनुष्य का शरीर लम्बा होता है । जब मंगल, शुक्र आदि छोटे कद 
काले ग्रहों का प्रभाव रहता है तो शरीर छोटे कद का होता है और मिश्रित 
प्रभाव से मध्यम कद प्राप्त होता है । 


$. बालारिष्ट-लग्न शिशु अवस्था को जतलाता है । अतः यदि लग्नेश 
तथा चन्द्र आदि जन्म द्योतक ग्रह बलवान्‌ हों तो शिशु अवस्था सुख से व्यतीत 
होती है और बालारिष्ट नहीं होता, अन्यथा बालारिष्ट होता है । 


वराह मिहिर ने बालारिष्ट अध्याय में ब्रहज्जातक में कहा है- 

क्षीणे हिमगौ व्ययगे पापैरुदयाष्टमगैः, 

केन्द्रेषु शुभाश्च न चेतत्‌ क्षिप्रं निधनं प्रवदेत्‌ । 

“| ॥ अर्थात्‌ जब व्यय स्थान में चन्द्र हो, लग्न तथा अष्टम स्थान में पाप 

ह हों, केन्द्र स्थानों में कोई शुभ ग्रह न हो तो बालक शिशु अवस्था में शीघ्र 
मर जाता है । चन्द्र लग्न रूप होने से जब व्यय स्थान में होगा तो लग्न 

न्‌ शरीर का नाश होगा, पाप ग्रह जब लग्न तथा अष्टम भाव में होंगे 

की हानि होगी, क्योंकि लग्न और अष्टम दोनों भाव आयु के 


ES 


Scanned by CamScanner 


46 प्रथम भाव अथवा लग्न 


भाव है । फिर कहा है कि केन्द्र में शुभ यह न हौं, रमरण रहे कि जब केन्द्र 
में कोई ग्रह होता है तो उसका प्रभाव सदा लग्न पर पड़ता है | अत: के न्ट 
के शुभ ग्रहो से शून्य होने का अर्थ यह हुआ कि लग्न को इस शुभ स्थिति 
का बल भी नहीं मिल रहा । 


6. लग्नेश में व्यापक शारीरिक अंगों की कल्पना--सूर्य यदि 
लग्नाधिपति हो तो हड्डी का द्योतक होता है, चन्द्र लग्नेश हो तो रक्त का, 


मंगल पट्ठों का, बुध त्वचा का, गुरु चर्बी का, शुक्र वीर्य का, शनि नस-नाड़ियों 


(०1४०७) का प्रतिनिधि होता है । यदि लग्नेश सूर्य निर्बल अथवा पाप प्रभाव 
से पीड़ित हो तो हड्डी में कष्ट, चन्द्र लग्नेश इस प्रकार का निर्बल त स पीडित हो तो हड्डी में कष्ट, चन्द्र लग्नेश इस प्रकार का निर्बल तथा 
पाप प्रभाव में हो तो रक्त विकार, मंगल ऐसा हो तो पटटों के ^ 1 हो तो रक्त विकार, मंगल ऐसा हो तो पट्ठों के रोग, सूद सूखा 


©) 
So एप 


तो वीर्य के रोग, शनि ऐसा 
हो तो नसो (४९7४९5) के रोगों 
को देता है- (देखो कु० सं० 
7) । 

यहां सूर्य लग्नेश है, 
अतः हड्डी का द्योतक है । 
केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी 
होने से हड्डी में कष्ट की 
सम्भावना है । सूर्य की चतुर्थ भाव में (स्त्री भावों में) स्थिति तथा दिक बल 
से शून्य होने की स्थिति सूर्य को निर्बल करती है । यह निर्दलता इसलिए 
भी है कि सूर्य के एक ओर केतु मंगल का तथा दूसरी ओर राहु शनि का 
पाप प्रभाव है, अत: समुद्री जहाज के मस्तान से इस व्यक्ति का गिरना और 
गिरकर हडिडयों का दूटना युक्ति युक्त है । 


7. विशेष अंगों में कष्ट-लग्नेश यदि निर्बल तथा पाप युक्त अथवा 
पाप दुष्ट हो तो लग्न में स्थित राशि के अनुसार प्रदर्शित काल पुरुष के 


कु० सं० 7 


। | | 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 47 
अंग में रोग आदि कष्ट होता है | लग्न मेष हो तो निर्बल एवं पाप प्रभाव 
में आया हुआ मंगल सिर में कष्ट देता है । लग्न वृष हो तो निर्बल एवं पाप 
प्रभाव में आया हुआ शुक्र मुख में; लग्न मिथुन हो तो उपर्युक्त दशा वाला 
बुध सांस की नली में; लग्न कर्क हो तो उपर्युक्त प्रकार का चन्द्र फेफड़ों 

तथा छाती में: लग्न सिंह हो तो उपर्युक्त प्रकार का सूर्य दिल तथा पेट में 
लग्न कन्या हो तो उपर्युक्त प्रकार का बुध अन्तडियो में: लग्न तुला हो तौ 
उपर्युक्त प्रकार का शुक्र मूत्रेन्द्रिय में: लग्न वश्चिक हो तो उपर्युक्त प्रकार का 
"मंगल अण्डकोषों में: लग्न धनु हो तो उपर्युक्त प्रकार का गुरु नितम्बों (115) 
में: लग्न मकर हो तो उपर्युक्त प्रकार का शनि जानुओ (#००८५) में: लग्न. | 
कुम्भ हो तो उक्त प्रकार का शनि टांगों के निचले भाग में: तथा लग्न मीन 
हो तो उपर्युक्त प्रकार क प्रकार का निर्बल तथा पाप प्रभाव स्थित गुरु पांवों में रोग 
चोट आदि कष्ट देता है । 

8. लग्न में स्थित ग्रह और रोग- लग्न में जो ग्रह आ जाता है 

वह निज धातु का और भी पक्का प्रतिनिधि बन जाता है और फलस्वरूप, यदि 
ऐसा ग्रह पापयुक्त अथवा पापद्वष्ट हो तो, वह घातु व्याधिग्रस्त हो जाती है । 
जैसे लग्न में पड़ा मंगल यदि 
पापद्रष्ट हो अथवा शुभ 
द्रष्टियोग से हीन हो तो पट्ठों 
में रोग देता है । बुध, जो त्वचा 
का प्रतिनिधि है, जब लग्न 
में स्थित हो (अथवा सूर्य अथवा 

चन्द्र के साथ स्थित हो) और 
पापयुक्त एवं पापदूष्ट हो तो 
फुलबहरी आदि चर्म रोगों को कु० सं० 8 
उत्पन्न करने वाला होगा 
(देखो कु० सं० 8) । इसी प्रकार गुरु यदि लग्न में पापयुर्क्त अथवा पापदुष्ट 
हो तो जिगर आदि के रोगों को देने वाला होता है | इसी प्रकार लग्न में 


Scanned by CamScanner 


| 


48 प्रथम भाव अथवा लग्न 


पड़ा शुक्र पापयुक्त अथवा पापद्वृष्ट हो तो वीर्य के अथवा मूत्रेन्द्रिय के रोगों 
को उत्पन्न करने वाला होता है । शनि, यदि लग्न में पापयुक्त अथवा पापदूष्ट 
हो तो नसों (४८7४५) के रोगों-- अधरंग, कम्पन, पोलियो आदि को उत्पन्न 
करता है । 


इस व्यक्ति को फुलबहरी नाम का त्वचा का रोग है । यहां इस रोग 
का मुख्य कारण बुध है जो पहले तो राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है, 
अतः रोग लिए हुए है, फिर वह रोग स्थान में है, फिर चन्द्र लग्न में है और 


केतु की दृष्टि में है । बल्कि रोगेश मंगल की टूष्टि में भी है और फिर बुध 


के एक तरफ शनि और दूसरी तरफ शनि अधिष्ठित राशि का स्वामी गुरु 
है, अतः बुध त्वचा रोग से पीड़ित है । 


9. नीच लग्नेश और रोग-लग्नेश यदि नीच हो तो प्रायः उस अंग 
में रोग, पीड़ा आदि कष्ट देता है जिस अंग के भाव में वह नीच होकर बैठता 
है | मेष लग्न का स्वामी मंगल चतुर्थ स्थान में काल पुरुष के चतुर्थ अंग 
से सम्बद्ध रोगो--फेफड़ों तथा छाती के रोगों को देगा | वृषभ लग्न का 
स्वामी शुक्र, पंचम स्थान में नीच होकर पंचम भाव से सम्बद्ध पेट में, नीच 
का होकर स्थित हो तो घुटनों में कष्ट देता है, परन्तु थोड़ा ही । क्योंकि 
दशम स्थान प्रमुख केन्द्र स्थान है, जहां ग्रह बलवान्‌ हो जाते हैं । कर्क लग्न 
का स्वामी चन्द्र पंचम भाव में नीच हो तो पेट में जलीय रोग देता है । 


वृषभ लग्न पर विचार करते हुए देवकेरलकार ने प्रष्ठ 15 पर कहा 
CT LE MRE” ME SPE 7. SA 13 te 


है कि- 
ज्येष्ठश्रातृसुताधीशे नीचांशे शुभवीक्षिते । 
ज्येष्ठश्रातृसुतारिष्टं जलगण्डं विनिर्दिशेत्‌ । । 


अर्थात्‌ जब चन्द्र सप्तम भाव में नीच हो तो मनुष्य के ज्येष्ठ भ्राता 

के बेटे को जलगण्ड (१८०५) का रोग होता है । बड़े भाई का स्थन एकादश 
ST NN NPR TR किक 032०४ 

है और उसका पुत्र उसके स्थान से पंचम अर्थात्‌ कण्डली का तृतीय स्थान 


छ. 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 49 


हुआ ।त्ततीयाधिपतिचन्द्रजब 
नीच होगा तो उपर्युक्त 
नियमानुसार पेट में कष्ट देगा 
ही । चन्द्र चूंकि जलीय ग्रह 
_ है तथा जलीय राशि में नीच 
“हुआ है, अतः जलगण्ड जलगण्ड (पेट 


(मे जल भर जाना) नाम के 
रोग को देता है (द को देता है (देखो कु० 


सं० 9) । 


कु० स० 9 


10. सिंह लग्न का स्वामी सूर्य यदि तृतीय भाव में नीच हो तो बाहु 
अथवा सांस की नली में कष्ट होता है, परन्तु थोड़ा । कन्या लग्न का स्वामी 
बुध सप्तम भाव में नीच हो तो वीर्य सम्बन्धी दोष देता है | तुला लग्न का 
स्वामी शुक्र यदि द्वादश भाव में नीच होकर स्थित हो तो आंखों तथा पांवों 
में थोड़ा कष्ट देता है | वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल यदि नवम भाव में 
नीच होकर स्थित हो तो नितम्ब (195) स्थान में कष्ट होता है | धनु लग्न 
का स्वामी गुरु यदि द्वितीय स्थान में नीच राशि का होकर स्थित हो तो 
मुख में कोई दोष होता है । मकर लग्न का स्वामी शनि यदि चतुर्थ स्थान 
में नीच राशि का होकर स्थित हो तो छाती के रोग देता है । कुम्भ लग्न 
का स्वामी शनि यदि तृतीय स्थान में नीच होकर पडा हो तो सांस की नली 
में कष्ट होता है | मीन लग्न का स्वामी गुरु यदि एकादश स्थान में नीच 
राशि का होकर स्थित हो तो पांव में थोड़ा कष्ट कभी-कभी होता है: अधिक 
नहीं, क्योंकि गुरु एकादश स्थान में बहुत बलवान्‌ हो जाता है । 


11. लग्न तथा आयु-लग्नेश, चन्द्र, सूर्य, शनि, अष्टम तृतीय आदि, चन्द्र, सूर्य, शनि, अष्टम ततीय आदि 
भावों तथा उनके स्वामियो के बली होने रो शरीर बली होता है और उससे 
आयु की प्राप्ति होती है, अतः उपर्युक्त ग्रहों का बलवान्‌ होना दीर्घायु देने की प्राप्ति होती है, अतः त ग्रहों का होना देने 


वाला होता है | 


Scanned by CamScanner 


50 प्रथम भाव अथवा लग्न 


लग्न भाव आयु भाव भी माना जाता है । जावन और मत्यु का घनिष्ट 


सम्बन्ध है । अत: लग्न आयु तथा मृत्यु दोनों का द्योतक है । जिस प्रकार 


के ग्रह लग्न तथा लग्नेश को प्रभावित करते हैं. उसी प्रकार के रोग आदि 
दवारा मनुष्य की मत्यु होती है | जैसे यदि मंगल लग्न तथा लग्नाधिपति आदि 
मत्यु द्योतक अंगों को, अपने योग अथवा दृष्टि द्वारा पीडित कर रहा हो 
तो जनुष्य की म॒त्यु आग, गोली, चोट, घाव इत्यादि द्वारा होती है । 
मत्यु गोली से होगी 
अथवा चोट से आदि प्रश्नों 
का सूक्ष्म विवरण देखने के 
लिए देखिए हमारी पुस्तक 
'ज्योतिष और रोग' तथा 
संलग्न कुण्डली संख्या 10 । 


लग्न को अग्निरूप 
मंगल देखता है । लग्न को 
देखनेवालाशुक्र केतु अधिष्ठित | 
राशि का स्वामी है । अष्टम भाव में बुध अग्निरूप है क्योंकि बुध मंगल अधिष्ठित 
राशि का स्वामी है । लग्नेश मंगल पर भी अग्निरूप केतु की पंचम दृष्टि है । 


यदि गुरु, मंगल तथा सूर्य मीन राशि में सप्तम भाव में स्थित हों 
तो मनुष्य की मत्यु जल में डूबकर होती है । कारण यह है कि गुरु जल 
केन्द्र चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, मंगल अष्टम (जलीय) भाव का तथा 
सूर्य द्वादश जलीय भाव का । अर्थात्‌ लग्न पर तीन जलीय प्रभाव पड़ते है । 


कु० सं० 10 


42. लग्न और आजीविका- लग्न कुण्डली का सार तथा सर्वस्व 
“है । यह धन भी है और उपार्जन करने वाला निज ___~_ॐ~ उपार्जन करने वाला निज (५८।) भी है । ॥) लग्न 


पर, (॥) लग्नेश पर, (॥) सूर्य लग्न पर, (६) सूर्य लग्नेश पर, (.) चन्द्र पर 
ग्रहों की स्थिति, दृष्टि, मध्यत्व आधिपत्य आदि द्वारा प्रभाव देखो | इन ७ 
अंगों पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव को गिनो कि सूर्य के कुल प्रभाव कितने 


A 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 51 


हैं । चन्द्र के कुल प्रभाव कितने हैं, मंगल के कुल प्रमाव कितने हैं इत्यादि । 
जिस ग्रह के सबसे अधिक प्रभाव हों वह ग्रह और उस ग्रह पर पड़ने वाले 
ग्रहों के प्रभाव के अध्ययन से उनमें सांझी (C००००) बात निकालो | वह 
सांझी बात मनुष्य की आजीविका (?7०८५५।०१) को दर्शाती है: जैसे सबसे 
अधिक प्रभाव डालने वाला सूर्य हो और उस पर नवमाधिपति अथवा दशमाधिपति 
गुरु का प्रभाव हो तो मनुष्य राज्य-कार्य का कर्ता होगा क्योंकि सूर्य राज्यकर्ता 
है और गुरु 'राज्य-कृपा' कारक है । नवम तथा दशम भाव भी राज्य तथा 
राज्य-कृपा से सम्बद्ध है । अतः राज्याधिकारी होना दोनों में साझा है । विशद 
विवरण के लिए देखिए हमारी पुस्तक 'व्यवसाय का चुनाव । 
\_+3.लग्नाधियोगसेधनी-चन्द्राधियोगकाउल्लेखकरतेहुएसारावलीकार 
नेलिखाहे दु. न 
षष्ठं द्यूनमथाष्टमं शिशरगोः प्राप्ताः समस्ताः शुभाः, 
क्रराणां यदि गोचरे न पतिता भान्वालयाद्‌ दूरतः । । 
भूपालः प्रभवेत्‌ सः यस्य -जलधेर्येलावनन्तोदभवैः, | 
सेनामत्तकरीन्द्रदानसलिलं भृंगैर्मुहुः पीयते । । 
अर्थात्‌ जिस व्यक्ति की कुण्डली में चन्द्रमा से छठे, सप्तम तथा अष्टम 
भावों में शुभ ग्रह स्थित हों और यदि वे ग्रहन तो अशुभ ग्रहों के प्रमाव | 
में हों और न ही सूर्य के समीप हों तो वह व्यक्ति बलशाली राजा होता | 
हि 
इस चन्द्र अधियोग की इतनी महिमा क्यों है ? कारण यह है कि चन्द्र 
लग्न समान है, जब चन्द्र बलवान होता है तो लग्न बलवान्‌ समझनी चाहिए 
और बलवान्‌ लग्न राज्य देती ही है । उपर्युक्त चन्द्र से षष्ठ, सप्तम तथा 
अष्टम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति चन्द्र को कैसे बलवान्‌ बनाती है, यह 
बात इस प्रकार समझिए कि चन्द्र से सप्तम स्थान में स्थित ग्रह की शुभ दृष्टि 
तो चन्द्र पर सीधी पड़कर चन्द्र लग्न को बलवान्‌ करेगी ही । बाकी रही षष्ठ 
तथा अष्टम में शुभ ग्रहों की स्थिति की बात, इस स्थिति मे एक शुभ ग्रह 


Scanned by CamScanner 


52 प्रथम भाव अथवा लग्न 


तो चन्द्र के एक झर अर्थात्‌ 
द्वादश स्थान पर और दूसरा 
शुभ ग्रह चन्द्र के दूसरे ओर 
अर्थात्‌ द्वितीय भाव पर शुभ 
प्रभाव डालेगा जिसके 
फलस्वरूपचन्द्रकोएकप्रकार 
का शुभता का मध्यत्व प्राप्त 
हो जावेगा । दूसरे शब्दों में, 
अधियोग द्वारा चन्द्र शुभ ग्रहों 
के मध्यत्व में भी आ जाऐगा और दृष्टि में भी । इस प्रकार लग्न स्वरूप चन्द्र 
के घनादि शुभ फल देने में कुछ भी संशय नहीं रहता । यह व्यक्ति चन्द्राधियोग 
के कारण जीवन भर धन से खेलता रहा | देखिए. (कु० सं० 11) । 

यह नियम लग्नाधियोग पर भी लागू होगा । अर्थात्‌ लग्न को भी शुभ 
इष्टि तथा शुभ मध्यत्व मिलेगा जिसके फलस्वरूप लग्नाधियोग भी उत्तम धन 
का देने वाला होगा | यह तो स्पष्ट ही है कि यदि उन शुभ ग्रहों पर जो 
कि लग्न से अथवा चन्द्र से षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम भाव में स्थित हैं, पाप 
प्रभाव होगा अथवा वे ग्रह यदि अस्त, अतिचारी आदि होकर निर्बल होंगे तो 


लग्न अथवा चन्द्र को लाभ न पहुंचा सकेंगे | इसी कारण उनके शुभ तथा 
बलवान होने की शर्त है | 


\~लग्नाधेयोग का उल्लेख भी सारावलीकार ने किया 5 ` 5 उल्लेख मी सारःवलीकार ने'किया-है और कहा है- 
``" सारावलीकार ने किया है और कहा है- 
लग्नात्बष्ठमदाष्टमे यदि शुभाः पापैर्नयुक्तेक्षिताः, 
मन्त्री दण्डपतिः क्षितेरधिपतिः स्त्रीणां बहुनां पतिः । 
दीर्घायुर्गदवर्जितो गतभयो लग्नाधियोगे भवेत्‌ 
सच्छीलो यवनाधिराजकथितो जातः पुमान्‌ सौख्यभाक । । 


अर्थात्‌ जब लग्न से = री षष्ठ, सप्तम. तथा अष्ठम भाव में नैसर्गिक शुभ 
अधात्‌ जब लग्न से “तन तथा अष्ठम भाव मै नेर 


ग्रह स्थित हों और वे शुभ ग्रह पाप ग्रहों से युक्त दष्ट न हों तो व्यक्ति 
$ पाप ग्राणे से युक्‍त हृष्ट iss 


ee 


कु० सं० 11 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 53 | 


मन्त्री, दण्डपति अथवा राजा होता है जो कि बहुत ऐश्वर्ययुक्त, शीलवान्‌ i 

तथा सुखी होता है, ऐसा यवनाचार्य कहते हैं । 022 
वैसे तो लग्नेश चूंकि मनुष्य का निज (5०॥) होता है, अतः जिस भाव हि 

से यह सम्बन्ध स्थापित करे मनुष्य उस भाव द्वारा प्रदर्शित वस्तुओं को प्राप्त : 

कर लेता है । परन्तु जब लग्नेश तथा धनेश में व्यत्यय (६४०॥०१६९) आदि आदि 

द्वारा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाए तो यह महाधन योग हो जाता है । 

यहां धन बाहुल्य में यह कारण है कि लग्न तथा धन स्थान दोनों 'धन' के 

“छा 518 किक मा 


लग्नेशे धनराशिस्थे, धनेशे लाभराशिगे । 

लाभेशे वापि लग्नस्थे बहुनिध्यादिकं भवेत्‌ । । 

अर्थात्‌ जब लग्न भाव का स्वामी धन भाव में स्थित हो, धन भाव 
लग्न में स्थित हो तो मनुष्य को महान्‌ निधि आदि घन की प्राप्ति होती है । 


14. लग्न और मान प्राप्ति- यदि लग्न, चन्द्राधिष्ठित राशि का स्वामी 
- सूर्य आदि लग्न द्योतक ग्रह बलवान्‌ हों तथा शुभयुक्त अथवा शुम इष्ट र आदि लग्न द्योतक ग्रह बलवान्‌ हों तथा अथवा शुभ द्रष्ट हों 
और दशम तथा दशमाधिपति बलवान्‌ हो तो मनुष्य को महान्‌ मान तथा यश 
एवं कीर्ति की प्राप्ति होती है क्योंकि ये लग्ने मान तथा दीप क सनन कीर्ति की प्राप्ति होती है क्योंकि ये लग्नें मान तथा गौरव की द्योतक 
हैं | 


15. राज्य शक्ति की प्राप्ति- यदि लग्नेश लग्न को, चन्द्राधिष्ठित 
॒ राशि का स्वामी चन्द्र फो और सूर्याधिष्ठित राशि का स्वामी सूर्य को देखे 
॥ तो मनुष्य महान्‌ नेता, शासक, राज्य की शक्ति वाला, मानी, मनस्वी तथा 


घनी होता है, क्योंकि अपने स्वामियो द्वारा ट्रष्ट लग्नें बलवान्‌ होती हैं और 
लग्नों का बलवान्‌ होना उपर्युक्त सभी सुखों को देने वाला होता है | 


Scanned by CamScanner 


54 प्रथम माव अथवा लग्न 


उपर्युक्त योग के पीछे वह सिद्धान्त कार्य कर रहा है जिसका उल्लेख 
ज्योतिष की इस प्रसिद्ध उक्ति में किया गया है कि “यो यो माव: स्वामियुक्तो 
दुष्टो वा तस्य तस्यास्ति वद्धि:” अर्थात्‌ जो-जो भाव अपने स्वामी द्वारा यक्त 
अथवा दुष्ट हो उस भाव की वृद्धि होती है ! चूंकि लग्नें अपने-अपने स्वामी 
तथा शुभ ग्रहों द्वारा दुष्ट हैं और लग्न कुण्डली का सार सर्वस्व होती 
अतः ऐसे व्यक्तियों का महान्‌ यशस्वी पदाधिकारी, राज्याधिकारी आदि विशेषणों यशस्वी पदाधिकारी, राज्याधिकारी आदि विशेषणों 
से सुभूषित होना ज्योतिष के मौलिक सिद्धान्तों के अनुरूप ही है | 


16. लग्न और मनुष्य का स्वभाव--मनुष्य के स्वमाव का विचार और का स्वभाव--मनृष्य के स्वभाव का विचार 


_जहां चतुर्थ भाव, चतुर्थेश तथा चन्द्र पर पड़ने वाले शुमाशुन प्रभाव द्वारा करना तथा चन्द्र पर पड़ने वाले शुमाशुम प्रभाव द्वारा 
चाहिए वहां इस सन्दर्भ में लग्न का भी पर्याप्त महत्व है, क्योंकि लग्न जहां 
अतः जब लग्न तथा लग्नाधिपति शुम प्रभावों में हो तो मनुष्य का स्वनाद 
शुद्ध सात्विक होता है और यदि अशुद्ध हों तो इसके विपरीत । सर्वार्थ चिन्तामणिकार 
~. __ 7 र 7२ 

लग्ने गुरौ दानवपूजितेन । 

युक्ते यदा तस्य विशुद्ध चित्तम्‌ । । 

अर्थात्‌ जब लग्न में गुरु, शुक्र से युक्त हो तो क्व्‌ जय लगन म गुरु शुक्र से युक्त हो तो मनुष्य का मन जुद्ध 

होता है अर्थात वह सात्विक प्रकृति का होता है | परमहस परित्राजकाचाड 
पूज्य स्वामी रामतीर्थ जी महाराज की कुण्डली मे गुरु और शुक्र कन्या राशि 
में, सप्तम भाव में स्थित हें । इस श्लोक के आशय के == शाम नाय १ स्थित है । इस श्लोक के आशय के अनुरूप इसका फल 
यह होता है कि न केवल लग्नाधिपति शुभ ग्रह गुरु बनता न २२ य कवललग्नाथिपति शुभ ग्रह गुरु बनता है, अपितु लग्न अपितु लग्न 
तथा लग्नेश दोनों पर एक दूसरे नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र का प्रभाव मी पड़ता 
है । इस सम्बन्ध मे देवकेरलकार लिखते हे- लग्ने राहुयुते चन्द्र मुर्खप्रकृति । इस सम्बन्ध में लिखते हैं- लगने राहुयुते चन्द्र मूर्खप्रकृति 
_कोपवान्‌' । अर्थात्‌ यदि लग्न में चन्द्र के साथ राहु हो तो मनुष्य मूर्ख स्वभाव । अर्थात्‌ यदि लग्न में चन्द्र के साथ राह हो तो म मूर्ख स्वभाव 
जाला तथा क्रोधयुक्त होता है । राहु शनिवत्‌ होने के कारण मूर्खता को जतलाता तथा क्रोधयुक्त होता है । राहु शनिवत्‌ होने के कारण मूर्खता को जतलाता 
_है | अतः जब इस == जब इस अन्धकारमय ग्रह का प्रभाव लग्न तथा चन्द्र लग्न पर स्थिति, 


Scanned by CamScanner 


हलित सूत्र हित 


रा पड़ेगा तो स्पष्ट है ।कै लग्न अर्थात्‌ स्वभाव मै मूर्खता तथा क्रोध आदि 
राहु के दुर्गुण आ जायेंगे | 

लग्न और हिंसा वृत्ति- जब लग्न और लग्नाधिपति विशेष रूप से 
निर्बल हों और मन में हिंसा 
वत्ति का योग भी बनता हो 
तो मनुष्य घातक होता है | 
उसके हाथों उस व्यक्ति की 
मत्यु होती है जो उस भाव 
सेप्रदर्शित है जिसमें कि लग्नेश 
की दूसरी राशि पड़ती हो । 
(उदाहरणार्थ देखिए कु० 
सं०12) । 

यह कुण्डली महात्मा गांधी के घातक गोडसे की है । यहां मंगल छटे 
भाव का स्वामी है और छठे से छठे का भी । यही मंगल केतु अधिष्ठित राशि 
का स्वामी भी है । अतः बहुत क्रूरता तथा हिंसा युक्त भी है । ऐसे मंगल का 
लग्न में बैठना और चतुर्थ भाव तथा चन्द्र (मन) पर प्रभाव डालना मन को 
हिंसात्मक बना रहा है । लग्नेश बुध द्वादश भाव में राहु तथा सूर्य से पीड़ित 
है तथा पाप मध्यत्व में है | अतः चतुर्थ (जनता में से एक व्यक्ति--महात्मा 
गांधी) को निज (बुघ) द्वारा हानि हुई । 

परोपकारी अथवा परपीड़क-यदि लग्नेश और राशीश आदि जन्म 
RRO TT ल ता 1 830 02252: असर्मिक रूप से शुभ हों तथा बली भी हों तो मनुष्य परोपकारी, 
RT RT 42 पलयिन बनन शुभचिंतक होता है । इसके विपरीत यदि लग्न, लग्नेश आदि पर शनि, 


——— 


कु० सं० 12 


होता है | 


बैठता है तो उसका प्रभाव लग्न पर अवश्य पड़ता है चाहे उस ग्रह की द्वृष्टि 
Ces ony basinal StS वा तन कल. Sa 2000 00 


Scanned by CamScanner 


राहु आदि का प्रभाव हो तो मनुष्य स्वा्ी,, कृपण आदि का प्रभाव हो तो मनुष्य स्वार्थी, ग, अनिष्टकारी और परपीडुक_ अनिष्टकारी और परपीडुक 


em 
“= ८ जा 


55 
5 प्रथम आव अथक जग्म 


प्रचलित wm Cr एरा गार रु ही ष्ट जसू -- -- =o —F 
प्रचलत्‌ णनो के आर छताग्न एर ना भा घट रड हो ड्र कारण जद 
मसान”? भिरिडिडिडि आवर आम अमिता > पण 

कंन्ट > जाए - —— =~ — 
दरान रन्द्र मे गरु आदि शुभ गह बलवान होऊर डैठे हों ठो ऐसी स्थिति डे 


लग्न को बल मिलता है जिसके फलस्वरूप मनुष्य की आयु घन आरि की 


वद्धि ञ्— 
वद्धि होती है । इसी सिद्धान्तानुसार कारकाख्य योग बडष्पन देता है | यह 
बात भूतपूर्द रक्षामत्री श्री वी० के० मेनन की कुण्डली में है जिन्होंने कारकाख्य 
योग के कारण उच्च पदवी प्राप्त की 

18. लग्न से प्रेम और विरोध का विचार-लग्न तथा लन्नेक से 


नवय पंचम आदि टे ॥ ७० ७ ia 
ग्रह नवम, घच गर शुम मावो में स्थित होगा उसकी जातक से छीति 
रहेगी 


जा 
७ | 


rs और गण लग्न अथवा लग्नेश फ 
रहेगी और जो ग्रह लग्न अथवा लग्नेश से घष्ठ, अष्टम अथवा ट्रादज्ञ काद 


में पड़ा होगा तो उस ग्रह दारा प्रदर्शित सम्बन्धी चे जातक का दैननस्ा 


पति के बहुत विरुद्ध रहेगी | वह उसकी घातक तक हो सकती है 1 वर-कन्या 


> 


की कुण्डलियों को निलाते समय इन बालों का विचार कर लेना चाहिए 
` AEN 


19. लग्न में आग का प्रमाव-लग्न, पंचम तथा नदन माड काग्लेट 
| er Bong) ear ites. ix. ॥ = 


अर्थात्‌ अग्नि द्योतक माव हैं | यदि लग्न में कोई अग्नि द्योतक गह जेल 
सूर्य अथवा मंगल अथवा केतु पडे हों तो लग्नेश अग्नि रूष माना जावेगा चाहे 
वह लग्नेश नैसर्गिक जलीय ग्रह चन्द्र ही क्यों न हो, ऐसा लग्नेश जिस काड 
में स्थित होगा उसको अग्नि द्वारा हानि होगी. विशेषतया तब जबकि उस 
भाव में जाकर वह ग्रह नीचादि निर्दल अवस्था में हो | जैसे यदि लग्न में 
सूर्य, मंगल अथवा बुध हो और लग्न का स्वामी चन्द्र पंचम में नीच राशि का 
हो तो मनुष्य के पेट में आग लगती है | दै 


. ^. जन्म सम्बन्धी बातें-लग्न -ज उ लग्नेश चन्द्र, चन्द्राधिष्टित राशि के चन्द्र 
॥ , चन्द्राघिष्टित राशि ङे 
स्वामी, सूर्य तथा सूवाधिष्ठित राशि के सप रक 
“71. सून क्या सूर्वाचिष्ठित राशि के स्वामी पर 


जक 


nn 


Scanned by CamScanner 


प्रि: 


फलित सूत्र 57 


तो मनुष्य क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होता है । 
हिल (ग) यदि अधिकांश में वैश्य ग्रहों, बुध तथा चन्द्र का प्रभाव हो तो मनुष्य_ 
का जन्म वैश्य का जन्म वैश्य कुल में होता है | 
(घ) यदि अधिकांश में शनि का यदि अधिकांश में शनि का प्रभाव हो तो शूद्र कुल म जन्म हाता में जन्म होता 


है । 
ङ) यदि अधिकाश में राहु तथा राहु-केतु अधिप अधिकांश में राहु तथा राहु-केतु अधिष्ठित राशियों के स्वामियो | 


का प्रभाव हो तो गैर हिन्दू जातियों में जन्म कहना चाहिए 


मेष लग्न- यदि प्रथम भाव अर्थात लग्न में मेष राशि हो तो मनुष्य 
बहुधा मंगल के गुणों को लिए हुए होता है । काम-काज में तेज, कुछ-कुछ 
क्रोधी प्रकृति का होता है । चूंकि मंगल लग्नाधिपति तथा अष्टमाधिपति दोनों 
बन जाता है अतः मंगल पर जिन ग्रहों का प्रभाव हो उन ग्रहों की प्रकृति 
स्वभाव तथा तत्व आदि द्वारा मनुष्य की मत्यु होती है । मंगल का एक साथ 
दो आयु द्योतक घरों का स्वामी बन जाना मंगल को आयु के सम्बन्ध में 
विशेष महत्व प्रदान करता है । अर्थात्‌ यदि मंगल बलवान हो तो आयु दीर्घ 


खण्ड में पड़ जाती है और यदि मंगल निर्बल हो तो मनुष्य अल्पजीवी होता मनुष्य अल्पजीवी होता 
है । मंगल लग्नेश का प्रमुख व्यसन स्थान का स्वामी होना मनुष्य को व्यसनशील मंगल लग्नेश का प्रमुख व्यसन स्थान का स्वामी होना मनुष्य को ने 
बना देता है; विशेषतया तब जबकि मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव पर तथा 
चन्द्र भाव पर हो । राहुजात्यन्तर तथा जातिहीनता ((३४९।८५४ 300 (19551८55) 


Scanned by CamScanner 


58 प्रथम भाव अथवा लग्न 
का द्योतक है जैसा कि सर्वार्थ चिन्तामणिकार ने कहा है-'राहु ध्वजाभ्यामथ ह 
'जातिहीनः' अर्थात्‌ राहु तथा केतु जातिहीन हैं | 

वृषभ लग्न-इस लग्न वाले बहुधा शरीर से सुन्दर होते हैं, क्योंकि 
शुक्र एक सुन्दर ग्रह है । वे विलास प्रिय होते हैं और गैर हिन्दू जातियों से 
सम्पक रखते हैं, क्योंकि शुक्र की दूसरी राशि अन्यताद्योतक छठे भाव में पड़ती रखते हैं, क्योंकि शुक्र की दूसरी राशि अन्यताद्योतक छठे भाव में पड़ती 
है । ऐसे मनुष्यों को चोट लगने का अवसर भी रहता है, क्योंकि षष्ठ भाव 
चोट का है, विशेषतया जबकि गुरु तथा मंगल का प्रभाव भी शुक्र पर हो । 


ऐसे मनुष्य विलासप्रिय होते हुए भी जब कार्य करने पर उतारू होते हैं तो 
बैल की तरह खूब परिश्रम से काम करवे है 1" 


ग़हों के प्रभाव में हों | 


पाता है । राज कर्मचारी का इस प्रकार से प्रभावित बध बहत दार स्थान 


है । इस लग्न वालों का बुध और चन्द्र पापयुक्त अथवा पापदृष्ट हो और और शुक्र 
भी ऐसा ही हो तो व्यक्ति के पागल हो जाने का डर रहता है, क्योंकि पागलपन 
में आने वाले सभी अंग लग्न, चतुर्थ भाव, पंचमेश, बुध तथा चन्द्र निर्बल हो 
वह रो २ 

इस लग्न वालों के यदि लग्न तथा बुध पर मंगल आदि पापी ग्रहों 
की दृष्टि हो तो इसकू तात्पर्य यह होगा कि मामा का कारक बुध तथा माता 
के भाइयों (षष्ठ स्थान) के स्थान से अष्टम स्थान का स्वामी, दोनों ही, प्रबल 
रूप से पीड़ित होंगे । फल यह होगा कि ऐसे व्यक्ति को मामा (मां के भाई) 


| “६ सुख अर्थात्‌ उनकी संख्या तथा उनके द्वारा सद्व्यवहार का सुख बहुत 
कम होवेगा । 


मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल चोट स्थान अर्थात्‌ छठे स्थान का 
स्वामी होता है, चूंकि मंगल रचयं भी एक हिंसाप्रिय ग्रह है, अत: क्षति आदि 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 59 


का कारक है । पुनश्च मंगल भावात्‌ भावाम्‌ के सिद्धान्त के अनुसार छठे 
से छठे भाव का भी स्वामी है, अतः मंगल में अतिशय क्रूरता पाई जाएगी । 
यह मंगल यदि लग्न में स्थित हो जाये तथा चतुर्थ भाव तथा चन्द्र पर दृष्टि 
डाले तो मनुष्य को हिंसाप्रिय, क्रूर, डाकू आदि बना देता है | मंगल का मिथुन 
लग्न में स्थित होना सिर में चोट लगने का योग है, विशेषतया तब जबकि! 
बुध पर भी मंगल का प्रभाव हो | 


कर्क लग्न-चूंकि इस लग्न का स्वामी चन्द्र हाओरावह सबकी माता चन्द्र है और वह सबकी माता 
है, अतः इस लग्न वाले मुदु स्वभाव के, सबके हितैषी, शब्रुहीन, सत्यप्रिय 
होते हैं । इनमें छल का अंश कम होता है । ऐसे मनुष्य शीघताभ्रिय होते" 


हैं, क्योंकि चन्द्र शीघ्रगामी है ऐसे व्यक्ति अपने निश्चयों में परिवर्तन करने 
के लिए उद्यत रहते हैं, क्योंकि चन्द्र अपनी कलाओं से परिवर्तनशील है । 


के यन त ES Taam mE eet जय SET 


से उनका विशेष प्रेम हो जाता है । जैसे, यदि चन्द्र द्वितीय भाव में हो तो 
धन-कूटुम्ब से: तृतीय भाव में हो तो मित्रों तथा छोटे भाइयों से; चतुर्थ भाव 
में हो तो अपने देश, उसकी जनता, माता तथा सर्वसाधारण से, पंचम में 
हो तो विद्या तथा बच्चों से, छठे भाव में हो तो निम्न वर्ग से तथा गैर हिन्दू 
लोगो से, सप्तम भाव में हो तो पत्नी तथा व्यापार के भागीदारों से, अष्टम 
भाव में हो तो जान जोखों के कार्यो तथा व्यसनों से, नवम भाव में हो तो... 
धर्म से, ऊंचे विचारों से दूर-दूर की यात्राओं से, दशम भाव में हो तो व्यय 
करने तथा पढ़ने से (आंखों के प्रयोग से) प्रेम हो जाता है । 


सिंह लग्न-इस लग्न वाले व्यक्तियों का स्वामी सूर्य होता है । अत 
। $ सूर्य के अधिकांश गुण-दोष आ जाते हैं | यदि सूर्य बलवान्‌ .हो तो 
ऐसे व्यक्ति साहसी, वीर, शासन की शक्ति को प्राप्त करने वाले, हृदय के 
बलवान्‌, मजबूत हडडी वाले, उदार, सात्विक होते हैं । इसके विपरीत यदि 
“सूर्व निर्वल, पापयुक्त या पापदृष्ट हो तो वे अपमानित, आंख के रोग वाले. पापयुक्त या हो तो वे अपमानित, आंख के रोग वाले, 


एको या 9 टो शीते त और राज्य के विरोधी होते ह के तथा पेट के रोगों से और राज्य के विरोधी होते हैं । 


Scanned by CamScanner 


60 प्रथम भाव अथवा लग्न 


कन्या लग्न~इस लग्न में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति यदि उनका बुध 


बलवान हो तो बहुत बुद्धिमान, मानी. लावण्य दमान, मानी, लावण्य युक्त, सुन्दर आकृति वाले, 
गुणी, गाने.बजाने के इच्छुक होते है | यदि बुध निर्बल हो तो पेट तथा अन्तड़ियों 
के रोग से युक्त चर्म रोग से यक्त : से युक्त, चर्म रोग से युक्त, बचपन में कष्ट उठाने वाले तथा अपमानित 


होने वाले होते हैं | 


तुला जन यह बहुत अच्छी लग्न है; क्योकि शनि ग्रह जो निसर्गत अच्छी लग्न है: क्योंकि शनि ग्रह जो निसर्गतः 
पापी है इस लग्न वालों को अतीव शुभकर हो जाता है । इस लग्न वाले इस लग्न वालों को अतीव शुभकर हो जाता है । इस लग्न वाले 


NR 
~ 


व्यक्ति सुन्दर, विलासप्रिय, =. सुन्दर, विलासप्रिय, व्यसनप्रिय होते हैं | यदि शुक्र बलवान्‌ हो और 


बुध, ब्रहस्पति से प्रभावित हो तो इस लग्न के व्यक्ति गप हो तो इस लग्न के व्यक्ति बहुत सत्यप्रिय तथा ” 
धार्मिक वृत्ति के होते हैं तथा बहुत जज 317 है तथा बहुत आयु पाते हैं । परन्तु यदि शुक्र पाप प्रभाव 
मे हो तो अल्पायु वाले होते हैं | इस लग्न वालों के शुक्र पर पड़ने वाला प्रभाव 
मत्यु के कारणों को बताता है: क्योंकि शुक्र लग्नेश तथा अष्टमेश दोनों बन 
जाता है । जैसे शुक्र पर मंगल तथा गुरु के प्रभाव से चोट आने, गोली लगने 
आदि से मत्यु होती है | 


वृश्चिक लग्न लग्न-इस लग्न वाले व्यक्ति बड़े उग्र =` पाले व्याक्ति बड़े उग्र स्वभाव के, अपनी 
मनमानी करने वाले, क्रोधयुक्त, उत भिजिट बाळा ड क्र राय + हटी, चोरी से व्यापार करने वाले, पुलिस हटी, चोरी से व्यापार करने वाले, पुलिस 


rs 


तथा वालों क मित्र होते हैं । ऐसे व्यक्ति =-= नाल श निन होते है । ऐसे व्यक्ति का यदि मंगल बलवान्‌ 4 
| हो तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं | इस लग्न वालों का मंगल तथा 
२ / व करते है | 


शनि मिलकर जिस भाव तथा उसके स्वामी अथवा कारक को देखें उससे 
उनका कड़ा विरोध होता है | 


धनु लग्न लग्न-इस लग्न वालों का दिल अच्छा होता है ~= नज का दिल अच्छा होता है । ये परोपकारी, ये परोपकारी, 


ता शे सम्पर्क रखने वाले, ज्ञानवान, धार्मिक प्रवृत्ति वाले, धैर्यशील, सज्जन वान्‌, धार्मिक प्रवृत्ति वाले, धैर्यशील, सज्जन 


पुरुष होते हैं | यदि गुरु पापयुक्त अथवा पापदुष्ट हो तो पेट, जिगर, तिल्ली, घ 
मेदा आदि के रोगों से पीड़ित होते हैं तथा इनको नितम्बो में कष्ट होता 
है और ये जनता के क्रोध के भागी बनते है । 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 61 


मकर लग्न- इस लग्न वाले प्रायः क्षुद्र विचारों वाले होते हैं | इनकी 


वाणी बहुत कर्कश (19:51) होती है । ये विलम्ब से उन्नति पाते हैं। शनि 
बलवान्‌ हो तो लम्बी आयु पाने वाले, निम्न वर्ग के लोगों से प्रीति करने 


वाले होते हैं | इनको प्रायः भूमि से लाभ रहता है । 


कुम्भ लग्न-इस लग्न वाले खरचीले, क्षुद्र स्वभाव वाले, स्वार्थप्रिय, 
नीच वर्गो से प्रीति करने वाले होते हैं । ऐसा तब होता है जब शनि शुभ 
प्रभाव से हीन हों यदि शनि पर गुरु आदि का प्रभाव हो तो बडी सम्पत्ति 
और भूमि वाले, दीर्घायु तथा धनी-मानी होते हैं । इस लग्न वालों का गुरु 
महत्वशाली होता है, क्योंकि यह दो मूल्यवान घरों, द्वितीय (धन) तथा एकादश 
(लाभ) का स्वामी है और स्वयं भी धनकारक है । इस लग्न वालों की कुण्डली 
अवश्य लगा देता है । जैसे चतुर्थ भाव तथा उसके स्वामी शुक्र को देखे तो | 
व्यक्ति के पास बहुत भूमि, बढ़िया मोटर कार तथा अन्य सुख की सामग्री 
होगी । इस द्वृष्टिकोण से यह लग्न प्रायः सब लग्नों से उत्तम है | इस लग्न 
वालों का लग्नेश शनि तथा तृतीयेश मंगल होता है । दोनों क्रूर ग्रह हैं और 
दोनों ही जातक के क्रियात्मक निजत्व (1)८।।०४०० $०॥) को दर्शाते हैं । यदि 
शनि तथा मंगल का किसी एक अथवा दो विशेष प्रतिनिधित्व करने वाले 
ग्रहों पर, द्रष्टि अथवा युति द्वारा प्रभाव पड़ जावे तो प्रभावित व्यक्ति से कुम्भ 
लग्न वाले व्यक्ति की बहुत शत्रुता हो जाती है और कई बार तो कुम्भ लग्न 
वाला प्रभावित व्यक्ति की जान तक लेने के लिए उतारू हो जाता है । जब 
लड़के तथा लड़की की कुण्डलियों के मिलाने का प्रश्‍न उपस्थित हो और 
लड़के की कुण्डली में शनि तथा मंगल सप्तम भाव तथा शुक्र अथवा सप्तमेश 
तथा शुक्र पर द्रष्टि डाल रहे हों तो ऐसे वर को बहुत सोच समझकर स्वीकार 
करना चाहिए । निष्कर्ष यह कि कुम्भ लग्न वाले मनुष्य के शनि तथा मंगल 
जान बूझकर उल्टा काम करने की प्रवृत्ति को दर्शाते है । यदि इनका प्रभाव 
पचम तथा पंचमेश पर हो तो मनुष्य सन्तान निरोध करता है । यदि इन 


Scanned by CamScanner 


62 " प्रथम भाव अथवा लग्न 


दोनो ग्रहो का प्रभाव अष्टम, अष्टमेश पर हो तो जान-बूझकर मरता है, अर्थात्‌ 
आत्मघात करता है आदि-आदि । 


` मीन लग्न-इस लग्न का व्यक्ति बहुत धनी-मानी, यशस्वी शुभ कार्यों 
को करने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति वाला, राज्य से मान प्राप्त करने वाला होत मान प्राप्त करने वाला होता 
है । यदि गुरु पापयुक्त अथवा पापद्वृष्ट हो तो राज्य की ओर से अपमानित 
_तथा राज्यविरोधी होता है । उसके पांव में चोट अथवा रोग होता है | उसके 
पेट में भी कष्ट रहता है | 
लग्न पर विचार करते समय चन्द्र लग्न तथा सूर्य लग्न को नहीं भूलना 
| चाहिए । जैसे लग्न सब भावो म सर्वात्तम धन, मान, आयु, पदवी, स्वास्थ्य, सब भावों में सर्वोत्तम धन, मान, आयु, पदवी, स्वास्थ्य, 
सुख, सब कुछ देता है, इसी प्रकार चन्द्र लग्न तथा सूर्य लग्न भी देते हैं । 
यही कारण है कि लग्नाधियोग की भांति सूर्याधियोग तथा चन्द्राधियोर सभी 
बहुत धनदायक योग माने जाते हैं | 


se 


अधियोग तब बनता है जब लग्न से अथवा चन्द्र लग्न से अथवा सूर्य 
लग्न से शुभ ग्रह छठे, सातवें तथा आठवें स्थान में बैठे हों ¦ यह योग इसलिए 
शुभ तथा धनदायक माना गया है कि जब ग्रह उक्त स्थिति में होंगे तो छठे 
स्थान में बैठा हुआ ग्रह द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा | सप्तम बैठा 
हुआ ग्रह प्रथम भाव को अथवा तद-तद्‌ लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखेगा और 
अष्टम स्थान में रिथत ग्रह द्वितीय स्थान पर अपनी दृष्टि द्वारा शुभ प्रभाव 
डालेगा ¦ फल यह निकलेगा कि न केवल लग्न, चन्द्र तथा सूर्य पर ही {जैसी 
भी स्थिति हो) शुभ प्रभाव पड़ेगा: बल्कि लग्न, चन्द्र लग्न अथवा सूर्य लग्न 
के अगल-बगल भी शुभ प्रभाव पड़ेगा । मानो लग्ने शुभ कर्त तथा शुभ दृष्टि, 
दोनों में आ गई हों । अतः स्पष्ट है कि EE अतिशय शुभ होने के कारण 
अतीव शुभ फल करेंगी जिनमें से एक है मनुष्य को धनी बनाना परन्तु इतना 
ध्यान रहे कि षष्ठ, अष्टम तथा सप्तम स्थान में पड़े हुए शुभ ग्रह जितने 
बलवान होंगे उतना ही अधिक वह अधियोग शुभदायक हो जाएगा । 


= र अूकरुलचच्या्ाााााकपहरुकरुूु्च्य्ाााालाुकु्ुचछरुरुुुुु ¬ हर 


Tr” 0 


Scanned by CamScanner 


4. द्वितीय भाव 


रूप-लावण्य, विद्या, कला, 
गूंगापन, गोद जाना, शासन ह 


1. जैसे लग्न से चतुर्थ लग्न का अर्थात्‌ निज (5०/॥) का घर जस लग्न से चतुर्थ लग्न का अर्थात्‌ निज (5८1) का घर है, इसी 
प्रकार एकादश, अर्थात्‌ आमदनी, कमाई, प्राप्त धन आदि के रखने की जगह, 
एकादश से चतुर्थ, बैंक कोष (7८०५७०५) है | 

2. धन-भाव तथा कुमार अवस्था-प्राथमिकता के गुण के कारण 
लग्न से जन्मकालीन तथा शैशवकालीन बातों का विचार किया जाता है । 
द्वितीय रथान का भी इसी नियम के अनुसार शिशु अवस्था के तुरन्त बाद 
की अवस्था अर्थात्‌ 'कुमार' अवस्था से घनिष्ठ सम्बन्ध है । अतः कुमार अवस्था 
स्वय इन सबका विचार द्वितीय भाव से करना चाहिए ! जैसे--यदि द्वितीय 


प + साका SST 


अपने माता-पिता से ~ भावा-पित्ा से प्रथक (कुटुम्ब से वियुक्त) रहता है और बहुधा उसकी 

. = भाग जाने की परति रहती है । 
॥ और रूप लावण्य-लग्न यदि प्रथम भाव होने के कारण 
सस अंग अर्थात्‌ सिर का प्रतिनिधि है तो धन भाव द्वितीय नम्बर पर आने. 


Scanned by CamScanner 


64 द्वितीय भाव 


“कै कारण द्वितीय अंग अर्थात्‌ मुख, उसकी शोभा अथवा अशोभा को जतलाता 
है । यदि द्वितीय भाव का स्वामी बुध अथवा शुक्र हो और बली होकर शुभद्रष्ट 
तथा शुभयुक्त हो तो मनुष्य सुन्दर मुख ग 3 उक्त हो तो मनुष्य सुन्दर मुख वाला, शोभनीय आंखों वाला तथा 


र क लाए देवकरल' (चन्द्रकला नाडी) में कहा हैः के लिए “देवकेरल' (चन्द्रकला नाडी) में कहा है:- 


शुक्र शुभंबलरूप...... रसप्रियः--अत: शुक्र स्वतन्त्ररूपसे'रूप“काकारक शुभबलरूप...... रसप्रियः--अतः शुक्र स्वतन्त्ररूप से `रूप' का कारक 3 चम बलरूप....... रसप्रेय-अत-शुक्र स्वतन्त्ररूपसे 'रूप' का कारक 

३ “घर रूप मुख्यतया मुख से ही देखा जाता है ।अतः जब स्वय शुक्र द्वितीयाधिपति उधर रूप मुख्यतया मुख से ही देखा जाता है ।अत:जब स्वयं शुक्र द्वितीयाधिपति 

होगा और बलवान्‌ तथा शुभद्ष्ट होगा तो स्पष्ट है कि त जणा शुभइष्ट होगा तो स्पष्ट है कि मनुष्य को रूपवान 

अर्थात्‌ सुन्दर बनायेगा । बुध भी 'लावण्य युक्त हैं । इसके लिए भी सारावली । बुध भी 'लावण्य' है । इसके लिए भी सारावली 

जे आया है: हृष्टो मध्यमरूपवान्‌ सुनिपुण:” आदि अर्थात्‌ बुध "रूपवान्‌ ग्रह है. मध्यमरूपवान्‌ सुनिपुण:” आदि अर्थात्‌ बुध "रूपवान्‌ ग्रह है | 

अतः द्वितीयाधिपति होने की दशा में जत दवितीयाधिपति होने की दशा में तथा बलयुक्त होने पर यह ग्रह भी. 
मनुष्य को सुन्दर बनाता है | | 


4. धन भाव और वाणी विकार- वाणी मुख का ही प्रयोग हे । 
यदि बुघ तथा ब्रहस्पति (वाणीद्योतक ग्रह), द्वितीयाधिपति समेत, कहीं भी 
निर्बल, पापयुक्त तथा पापद्रष्ट हो तो मनुष्य को वाणी में दोष अथवा रोग 
| होता है । यदि केवल शनि तथा राहु का प्रभाव हो तो जातक गूंगा तक 


हो जाता है | 

गुरु भी बुध की भांति वाणी का कारक है | यह वाणी से आजीविका 
पाने वाले वकीलों से भी घनिष्ठ सम्बन्ध रखता डा छक प है हि बस शता 7 कानी खोहक गुरु के वाणी द्योतक गुरु के 
सम्बन्ध में ' [कार' का कहना है कि यदि 2007 -न्तामाणकार' का कहना है कि यदि द्वितीय स्थानका स्थान का 


“वामी तथा गुरु दोनों अष्टम स्थान में हों तो मनुष्य मूक अर्थात्‌ गूगा होता तथा गुरु दोनों अष्टम स्थान में हों तो मनुष्य मूक अर्थात्‌ गूंगा होता 
है । 


5. धनभाव तथा प्रबल भाषण शक्ति-यदि द्वितीयेश, गुरु तथा 
= तलवान हो तो मनुष्य में उपदेश देने, भाषण देने तथा वाद दिवा तीनों बलवान हो तो में उपदेश देने, भाषण देने तथा वादविवाद 


कल की अच्छी शक्ति आ जाती है । गुरु ओर बुध वाणी के कारक हैं आ जाती है । गुरु और बुध वाणी के कारक हैं । 


i 


Scanned by CamScanner 


क्र 


यदि धन भाव का स्वामी शनि षष्ठेश मिथुन में हों तो जातक थोड़ा बोले 
और यदि बुध तथा पंचमेश भी पाप प्रभाव में हो तो बोल नहीं सकता । 

6. द्वितीय भाव और विशेष धन- यदि द्वितीय भाव में कोई नैसर्गिक 
शुभ ग्रह स्वक्षेत्री होकर केतु के साथ तु के साथ स्थित हो तो वह मनुष्य विशेष घनी. 
(लखपति) होता है; क्योंकि जहां स्वक्षेत्री शुभ ग्रह धन के बाहुल्य का द्यातक 
है है वहां केतु का योग उसकी अधिकतम ऊंचाई (केतु का अर्थ झडी 7 का योग उसकी अधिकतम ऊंचाई (केतु का अर्थ 'झंडा'-- ऊँचाई 
है) का प्रतीक है । 


7.द्वितीयभावऔरसंगीतकला काज्ञान- दितीयाधिपति,पंचमाचिपति 
तथा शुक्र का किसी प्रकार का शुभ सम्बन्ध मनुष्य को संगीतज्ञ बनाता है | 
कारण यह है कि द्वितीय तथा पंचम दोनों भावों का वाती २ 5 है कि द्वितीय तथा पंचम दोनों भावों का वाणी से सम्बन्ध है और 
शुक्र उस वाणी को संगीत बनाता है: क्योंकि शुक्र एक सुसंस्कृत करने वाला 
8. द्वितीय भाव तथा अन्धापन-द्वितीय भाव में यदि सूर्य अथवा 
चन्द्र निर्बल होकर शत्रु राशि राशि 
“भे स्थित हों तथा मंगल द्वारा 
| दष्ट हों तो यह दृष्टिनाश का 
योग है | द्वितीय स्थान, सूर्य 
तथा चन्द्र सभी दृष्टि के द्योतक 
हैं. अतः उनका मंगल द्वारा 
पीड़ित होना द्वृष्टि को हानि 
पहुंचाने वाला होगा, यह Lats in 
युक्तिसंगत ही है । कु० सं० sd 
13 एक अंधे सज्जन की है जिनको ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान है | 


५, द्वितीय भाव और संन्यास-द्वितीय भाव धन तथा कुटुम्ब दोनो 
का प्रतिनिधि है । अतः जब अन्य संन्यासप्रद योगों की उपस्थिति में द्वितीय 
भाव तथा उसके स्वामी पर सूर्य, शनि, राहु तथा द्वादशेश (प्रथकताजनक 


Scanned by CamScanner 


66 द्वितीय भाव 


ग्रहों) का प्रभाव हो तो मनुष्य धन तथा कुटुम्ब से प्रथक्‌ हो जाता है । इन 
दो वस्तुओं का त्याग ही प्रायः संन्यास का मुख्य चिन्ह माना जाता है । 


10. द्वितीय भाव और मारक दशा-तृतीय भाव अष्टम (आयु स्थान) 
से अष्टम होने के कारण आयु का द्योतक है । उस तृतीय स्थान से द्वादश 
स्थान अर्थात्‌ द्वितीय स्थान आयु के नाश का द्योतक है | इसीलिए द्वितीयेश 
को मारकेश आदि बोलते हैं । द्वितीय भाव के स्वामी की दशा में सप्तमेश, 
द्वादशेश आदि आयुनाशक ग्रहों की अन्तर्दशा मनुष्य की म॒त्यु को जतलाती 
है, विशेषतया जबकि वत्यु का खण्ड (दीर्घ, मध्यम, अल्प) आ चुका हो और 


दशा तथा अन्तर्दशा ग्रह निर्बल हों अन्यथा यह अन्तर्दशा शरीर के कष्ट को 
देती है ¦ 


11. धनभाव मूल्यप्रद है-धनाधिपति ग धन अथवा मूल्य (४५०८) का 
द्योतक है | जब गुरु ल का पश्चय देता ला ह धि सो भने का कारक ग्रह है) स्वयं धनाधिपति होतो 
“का परिचय देता है । ऐसा गुरु, विशेषतया तब जबकि वह एकादश 
(आय) स्थान का भी रवामी हो तो, अति ही जाता है । ऐसे गुरु की दृष्टि अथवा दुति स से (Denoting much value ) 
हो जाता है । ऐसे गुरु की इष्टि अथवा युति से जिस भाव पर प्रभावे 
पड़ेगा वह भावादि बहु और जुन दसा स्थान मे स्थित हो ता व्यक्ति की ड लग्न हो और 0 हो जाएगा । जैसे कुम्भ लग्न हो और मुक्त दशन स्थान मे स्थित ले लो व्यक्त को र गुरु 
और शुक्र दशम स्थान में स्थित जायदाद | 
(देखिए कु० सं० 2) । ही गे गत इसी प्रकार यदि सा प्रकार यदि वृश्चिक लग्न हो और गुरु की दृष्टि 

पर हो तो मनुष्य बड़े-बड़े मूल्यवान्‌ काम-धन्धों का करने वाला होता 


है । गुरु की इष्टि यदि शुक्र पर हो तो वृश्चिक लगन । गुरु की दृष्टि यदि शुक्र पर हो तो वृश्चिक लग्न वाले को बहुत सम्पत्तिशाली 
ससुराल मिलती है, आदि | 


12. धनभाव और गोद लिया जाना-यदि षष्ठेश, एकादशेश तथा 
राहु का द्वितीय तथा द्वितीय भाव के स्वामी से पूर्ण सम्बन्ध हो तो यह योग 
जातक के गोद लिए जाने का द्योतक है । क्योंकि कुटुम्ब स्थान पर परताजनक 
ग्रहों का प्रभाव अन्य कुल, परकुल अथवा कुटुम्ब में जाने को जतलायेगा । 

13. द्वितीय भाव और = और साप्राज्य-अखण्ड साम्राज्य योग की परिभाषा 
करते हुए ज्योतिषशास्त्र कहता है कि जब लग्नेश, दशमेश अथवा धनेश में 
से कोई एक भी ग्रह चन्द्र से केन्द्र में पड़ जाए और साथ ही साथ गुरु भी 
धनाधिपति तथा लाभाधिपति अधवा घनाधिपति तथा पंचमाधिपति होता हुआ 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 67 


उसी तरह चन्द्र से केन्द्र में हो तो बहुत साम्राज्य और धन-देने दाला साप्राज्य 


गैंग बनता है । विचार करने पर पता चलेगा कि साम्राज्य योग की शुभता 


अथवा धनादि देने. की शदित के दो कारण हैं- 


(0) एक धन द्योतक भावों के स्वामियों का चन्द्र से केन्द्र में स्थित होने 
रो बलवान्‌ होना । 


(0) दूसरे धन कारक गुरु का भी उसी केन्द्रीय स्थिति के कारण बलवान्‌ 
होना, विशेष रूप से धनद्योत्तक भावों (दूसरे, पांचवें तथा ग्यारहवें) का स्वामी 
होकर बलवान्‌ होना । 


14. धन । भाव तथा विद्या- सर्वार्थचिन्तामणिकार के मत में द्वितीय _ विद्या- सर्वार्थचिन्तामणिकार के मत में द्वितीय 
स्थान विद्या का भी है । उनका कहना है- 


कौटुम्बाद्‌ भर्त्तव्यान्मुखं च वाग्दक्षिणाक्षि पूर्वार्थान्‌ । 

विद्या भुँक्ह विशेषान्‌ दासान्‌ मित्राणि च प्रवदेत्‌ । । 

अर्थात्‌ दूसरे स्थान से निजधालनीय कुटुम्बी मनुष्य, मुख, वाणी, दाहिने 
नेत्र आदि, धन, विद्या, भोग विशेष, दास मित्र इन सब वस्तुओं का विचार 


करना चाहिए । उत्तर कालाम॒त' में भी द्वितीय. स्थान का सम्बन्ध विद्या से 
-केरना चाहिए | उत्तर कालामृत' म॑ भी द्वितीय स्थान का सम्बन्ध विद्या से 
बतलाया है | वहां लिखा है:- 


विद्या, स्वर्ण, सुरोप्य, विनय नासा.मनस्धैर्यकम्‌ । 


अर्थात्‌ विद्या, स्वर्ण, चांदी, धान्य, विनय, नासिका तथा मन का धैर्य विद्या, स्वर्ण, चांदी, धान्य, विनय, नासिका तथा मन का धैर्य 
आदि बातें द्वितीय भाव से विचार की जाती हैं | 


15. धन भाव और शासन-शासन का विचार दशम स्थान से किया 


जाता है, परन्तु द्वितीय भाव भी शासन का भाव है, यह बात सर्वार्थ चिन्तामणिकार 
कहता है | वहां लिखा है- 
ET TE 


स्वोच्चस्थिते वित्तपतौ च॑ केन्द्रे सिंहासनप्राप्तिमुदाहरन्ति । 


Scanned by CamScanner 


68 द्वितीय भाव 


अर्थात्‌ यदि ट्वितीय भाव का स्वामी निज उच्च स्थान अर्थात उच्च 
राशि में होकर केन्द्र स्थान में स्थित हो तो मनुष्य को सिंहासन (1९७॥॥॥६ 1?०७८।५) 


RRP or 


त होती है | 


oo — 


+ राशि-इस भाव में मेष राशि हो तो धनाधिपति नवमेश भी हो . 
जाता है । यदि मंगल बलवान्‌ हो तो ऐसे व्यक्ति को आशातीत धन की 
प्राप्ति होती है और राज्याधिकारी धन प्राप्ति में इस व्यक्ति के विशेष सहायक 
_हो जाते हैं । इसके विपरीत यदि मंगल निर्बल, पापयुक्त अथवा पापट्रष्ट 


हो तो इस व्यक्ति को धन के विषय में दैव की ओर-'सै मार पड़ती है और 


मिथुन राशि-यदि उन राश-यदि द्वितीय स्थान में मिथुन राशि हो और बुध बलवान्‌ स्थान में मिथुन राशि हो और बुध बलवान्‌ 
हो तो व्यक्ति महान्‌ वक्ता (019101) होता है, क्योंकि वाणीकारक बुध स्वय बुघ स्वयं 
टा वाणी भावो- द्वितीय तथा पंचम का स्वामी बन जाता है । यदि बुध तथा 
शुक्र एकत्र हों और उन पर मंगल आदि पापी ग्रहों की 0 उन पर मगल आदि पापी ग्रहों की दृष्टि आदि का प्रभाव 


कलित व प्रश्‍न का प्राचीन अनुपम ग्रन्थ प्रश्‍न गन तक खण्डे गर प्राचीन अनुपम ग्रन्थ 'प्रश्न मार्ग (दो खण्डों में) 
अवश्य अध्ययन करै | 


Scanned by CamScanner 


69 


हो तो मनुष्य की पहली स्त्री दीर्घजीवी नही होती | कारण कि स्त्रीभाव 
का अष्टमेश तथा स्त्रीकारक दोनों पाप प्रभाव से पीड़ित हो जाते हैं । 

यदि द्वितीय भाव तथा इसका स्वामी राहु अथवा मंगल के प्रभाव में 
हो तो ऐसा व्यक्ति, कुमार अवस्था में अर्थात्‌ अपने अध्ययेन-काल में अपने 
कुटुम्ब से पथक हो जाता है । अर्थात्‌ कहीं किसी होस्टल आदि में माता-पिता 
से प्रथक्‌ होकर रहता है अथवा अन्यत्र किसी सम्बन्धी के पास रहकर पढ़ता 
है, परन्तु रहता माता-पिता से पथक होकर ही है । 

कर्क राशि-यदि चन्द्र बलवान्‌ हो तो उच्च पदवी की प्राप्ति तथा 
धन की प्राप्ति होती है | माता की बड़ी बहनों की संख्या अधिक होती है । 
आंखें सुन्दर होती हैं । यदि चन्द्र निर्बल हो तो मनुष्य निर्धन कुदुम्ब रो चैर 
रखने वाला होता है । 

सिंह राशि-यदि द्वतीय भाव में सिंह राशि पड़ जाए और सूर्य बलवान्‌ 


के बड़े भाई होते हैं | यदि सूर्य निर्बल हो तो आखा ने कट जुड़ | सूर्य निर्बल हो तो आंखों में कष्ट, कुटुम्ब से 


eo 
—— ८ 


विरोध तथा राज्य की ओर से हानि होती है तथा राज्य की ओर से हानि है । 


„कन्याराशि--यदि द्वितीय भावम कनया राशि हो तो न केवल घनािपति 


परन्तु लाभाधिपति भी बन जाता है । अतः बुध में बहुत्व तथा मूल्य का समावेश 
विशेष रूप से हो जाता है । अतः बुध जिस भाव तथा उसके ) स्वामी को देखेगा को 


उसको मूल्यवान्‌ पदवी, मूल्यवान्‌ वाहन तथा मूल्यवान्‌ भूत आर सब त भूमि आदि सब उत्तम 
वस्तुएं प्राप्त होंगी । बलवान्‌ बुध खूब धन देगा । ऐसा ख्यक्ति ब्याज (0९८) प्राप्त होंगी । बलवान्‌ बुध खूब धन देगा । ऐसा व्यक्ति ब्याज (॥११७।७४१) 
से भी धन पाता सेत्मी बन"पाता है, क्योकि पैसे से पैसा कमाने का योग बनता 1 क्योकि पैसे से पैसा कमाने का योग बनता है । ऐसे 
व्यक्ति की माता की कई बहनें होती हैं । इसके विपरीत यदि बुध निर्बल, 
पापयुक्त या पापडूष्ट हो तो इस व्यक्ति को कुमार अवस्था में विद्या भे अड्चने 
तथा असफलताएं, धन का नाश, कुमार अवस्था मे माता-पिता से दूर रहकर में माता-पिता से दूर रहकर 
विद्या अध्ययन, वाणी में दोष आदि उत्पन्न हो जाते हैं तथा कुरूपता प्राप्त 


होती है | 


Scanned by CamScanner | 


है 70 द्वितीय भाव 


तुला राशि-यदि द्वितीय भाव में तुला राशि हो तो शुक्र को नवम भाव 
का स्वामी होने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाता है । अतः ऐसा व्यक्ति अचानक 


घन से लाभ उठा जाता है | 
~" स लाभ उठा जाता है 


'नगणणाणिलिलिललिजजजिजिणिगिहहि लल लिजमा 


धनु राशि-द्वितीय भाव में धनु राशि हो तो गुरु द्वितीयेश तथा पंचमेश 


“य र 2140 बी त ता A 


मकर राशि-यदि द्वितीय स्थान में मकर राशि हो तो ¬ दितोय स्थान में मकर राशि हो तो बाहु प्रयोग 
से धन कमाता है | शनि बलवान्‌ हो तो बड़े ~= 7 £ | शा बलवान्‌ हो तो बड़े पुरुषों से मित्रता होती है। से मित्रता होती है | 
इसकी छोटी बहनों >= 27 इरे धन प्राप्ति होती है भित्र भी सहायता कर से इसे धन प्राप्ति होती है । मित्र भी सहायता करते 
हैं, इसकी स्त्री की आयु दीर्घ होती है, शनि यदि निर्बल हो तो थोड़ा धन 
होता है, धन का नाश भाई द्वारा -होता है, घन का नाश माई द्वारा होता है और स्त्री की आयु कम होती है । | 


कुम्भ राशि-यदि द्वितीय ९ यदि द्वितीय भाव में कुम्भ राशि हो तो मनु में कुम्भ राशि हो तो मनुष्य कठोर 


~> 


"थी, अपने पुरुषार्थ से धन कमाने वाला होता है । यदि शनि बलवान हो 


। | 
Scanned by CamScanner 


bi न; ॥& 


फलित सूत्र 71 


तो बड़ा धनी-मानी, होता है । उसकी माता की कई बडी बहनें होती हैं । 
उसकी स्त्री दीर्घजीवी होती है । 

मीन राशि-यदि द्वितीय भाव में मीन राशि हो और गुरु बलवान्‌ 
हो तो मनुष्य धनी होता है, गुरु जिस भाव, कारक आदि को देखता है उसे 
धनी अथवा मूल्यवान बना देता है । व्यक्ति की माता के बड़े भाई होते हैं । 
व्यक्ति ब्याज से धन प्राप्त करता है, उसको अपने बड़े भाई से भी धन की 


प्राप्ति होती है । इसके विपरीत, यदि गुरु निर्बल, पापयुक्त, पापद्ृष्ट हो तो 
घन का नाश, बड़े भाई से वैमनस्य, माता के बड़े भाइयों का नाश होता 


[ है । देवकेरलकार का कहना है कि कुम्भ लग्न हो तो 'लाभे शुक्र देवकेरलकार का कहना है कि कुम्भ लग्न हो तो 'लाभे धने जीवे 


अवयोग शतैरपि धनिकः कीर्तिमांश्चैव राजद्वारे प्रसिद्धिमान”””” यदि द्वितीय 
स्थान में मीन राशि का शुक्र हो तो दूसरे सैकड़ों बुरे योगों क हीते हुए न । दूसरे सैकड़ों बुरे योगों के होते हुए भी 


मनुष्य धनवान्‌ होगा तथा राजदरबार (५०५) से मान प्राप्त करेगा । 

हेतु स्पष्ट है कि धन कारक गुरु स्वयं ही धन स्थान में स्वक्षेत्र में 
हो जायेगा और शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह तथा कुम्भ लग्न के लिए राजयोगकारक 
ग्रह अपनी दशम केन्द्र स्थिति द्वारा गुरु पर अपना शुभ प्रभाव डालेगा । फलत 
घन की वृद्धि होगी | 


Scanned by CamScanner 


अनुसंधान, मित्रता, अचानक मृत्यु, 
लेखन-कला, महान्‌ धन, आत्मघात, 
विपरीत राजयोग, वायुयान यात्रा 


1. निजत्व-मनुष्य अपने विचारों तथा भावनाओं को क्रियात्मक रूप देने 
के लिए बहुधा अपनी भुजाओं का प्रयोग करता है, अतः भुजाओं का या दूसरे 
शब्दों में तृतीय भाव का निज से--अपने आप (5८॥ ) से घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । अतः यह स्पष्ट है कि त़तीय भाव तथा लग्न जहां मिलकर कार्य करेंगे 
वहां निजत्व का अथवा स्वत्व का परिचय अधिक मात्रा में मिलेगा । दूसरे 
शब्दों में उस कार्य में निज की पहल (Initiative) तथा जानबूझकर (1)८10७८५७४॥८॥५) 
अपने उत्तरदायित्व पर कार्य करने का भाव खूब पाया जाएगा (देखो कु० 
सं० 14) | 


2. आत्मघात-जब तृतीयाधिपति तथा लग्नाथिपति शुभ अथवा अशुभ 
ग्रह अष्टम भाव तथा अष्टमेश दोनों से सम्बन्ध स्थापित किए हुए हों और 
अष्टम तथा अष्टमेश पर अन्य ग्रहों का दृवृष्टियुति द्वारा कोई प्रभाव न हो 
तो मनुष्य आत्मघात द्वारा प्राणों को त्यागता है, क्योंकि अष्टम अथवा अष्टमेश 
से सम्बन्ध रखने वाले ग्रह ही मृत्यु के ढंग को दिखाते हैं | अतः यहां मनुष्य 
का अपना आप ही जो तृतीयेश तथा लग्नेश दोनों द्वारा निर्दिष्ट है, मृत्यु 
का कारण बनेगा और इसी को आत्मघात (5७००८) कहते है । 


| 


| Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 73 


यह कुण्डली जर्मनी 
के डिक्टेटर हिटलर की है । 
हिटलर ने आत्मघात से प्राणों 
कात्यागकियाथा !शुक्रलग्नेश 
तथा अष्टमेश है और उस पर 
मंगल, सूर्य, गुरु तथा शनि 
काप्रभावहै ।मंगलहिसात्मक 
है, गुरु षष्ठाधिपति (हिंसा) 
है । सूर्य एकादशाधिपति त 0 0 
(हिंसा) है और निज (5०॥) भी है । गुरु ततीयाधिपति होने से निज है । 
मंगल सूर्य के समीप अतिचारी होने से गोली रूप है | 

3. मित्रता-त्ततीय भाव का स्वामी मित्र अथवा मित्रता का द्योतक 
है । ततीयेश का सम्बन्ध जैसे भावादि से होगा, मनुष्य के मित्र भी उसी 
कोटि के होंगे । जैसे सिंह लग्न हो और द्वितीयेश बुध त्वतीय स्थान में हो 
और तृतीयेश शुक्र द्वितीय स्थान में हो तो द्वितीयेश और तृतीयेश के इस व्यत्यय 
के फलस्वरूप मनुष्य की मित्रता बड़े रईसों, रजवाड़ों (२८८५) आदि से होगी, 
क्योंकि तृतीय भाव तथा उसके स्वामी का सम्बन्ध द्वितीय भाव से हो गया 
है और द्वितीय भाव दशम भाव अर्थात्‌ राजा का पुत्र (पंचम) है । तुला लग्न 
हो और गुरु नवम भाव मे स्थित हो तो मनुष्य धर्मप्रेमी, साघु-महात्माओं की | 
संगति (मित्रता) करने वाला होता है । त़तीयेश तथा चतुर्थश में व्यत्यय (£\०१०॥४९) 
बतलाता है कि मनुष्य सार्वजनिक कार्या में बहुत दिलचस्पी रखता है । तृतीय 
भाव तथा अष्टम भाव में व्यत्यय आत्मघात का योग है, इत्यादि । 

4. लेखन कला-यदि तृती याधिपति का लग्न, सूर्य, चन्द्र तथा धनाधिपति > 
से शुभ सम्बन्ध हो तो मनुष्य साहित्य आदि लेखन सामग्री से धन कमाता 
है | 


यदि कर्क लग्न हो और बुध का सूर्य, चन्द्र लग्न से अथवा इनके रवामियो 
से युति अथवा ट्रृष्टि द्वारा सम्बन्ध रखता हो तो लग्नों पर बुध के प्रभाव 


Scanned by CamScanner 


74 तृतीय भाव 


के कारण, बुध के लेखन भाव (तृतीय) का स्वामी होने के कारण तथा बुघ 
के द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण {द्वादश भाव जनता का चतुर्थ का 
भाग्य भाव है) जनता के भाग्य (Pablics 1010 ne or fate) का परिचायक 
है, अतः मनुष्य ज्योतिष शास्त्रों का लेखक होता है । 


5. हाथ-यदि तृतीय भाव तथा भावेश पर ¬ पेया भावेश पर मंगल, केतु तथा इनसे केतु तथा इनसे 
अधिष्ठित राशियों के स्वाभियों का योग अथवा इष्टि हो तो हाथ कट जाने 
का है (देखिए कु० सं० 15) । इस व्यक्ति का दायां हाथ रेल 


से कट गया था | 


यहां तृतीय राशि के 
स्वामी बुध पर मंगल और केतु 
दो घातक ग्रहों की पूर्ण दृष्टि 
हैऔर भूलिएगा नहीं कि मंगल 
केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी 
है । अतः क्रूरतम है । उचर 
ठृतीयेश शनि पर भी केतु की 
पूर्ण दृष्टि है | ततीयेश दायां 
बाजू होता है । अतः दायें बाहु का नाश हुआ | 


ए हे र यण से अष्टम होने के कारण आयु का प्रतिनिधित्व - तृतीय भाव अष्टम से अष्टम होने के कारण आयु का प्रतिनिधित्व 
'मी करता है । अतः यदि त़तीय भाव तथा उसका स्वामी अतीव पाप प्रभाव 


में पाये जायें तो अचानक मृत्यु हो जाती है, विशेषतया तब जबकि तृतीयाधिपति 


कु० सं० 15 


| 


सद्यः फलद्योतक बुध ग्रह हो | 
ba इसी सिद्धान्त को हम कुण्डली में अन्य सम्बन्धियो पर भी लगा सकते 


Scanned by CamScanner 


का 


फलित सूत्र 75 


7. महान्‌ धन-यदि तृतीयाधिपति अष्टम स्थान में जा पड़े और केवल 
षष्ठेश अथवा द्वादशेश पापी ग्रही से 7 पापी ग्रहों से पीड़ित हो और उस पर किसी शुभ 
ग्रह की दृष्टि आदि न हो तो यह विपरीत परे की दृष्टि आदि न हो तो यह विपरीत राजयोग बनता है जो मनुष्य 
कोलखपति--महाघनाढय बनादेता है ।कारण तहमा या _महाधनादय बना देता है ।कारण, तृतीय भावाधिपति की अनिष्टता 
के सर्वथा नष्ट हो जाने के फलस्वरूप धनादि इष्ट की प्राप्ति होती है | (१०६५८ 
Destroyed is Positive Gained) | 

४. छोटी मोटी यात्रायें-यदि तृतीय भाव तथा उसके स्वामी पर 
पाप प्रभाव हो तो छोटी यात्रायें, दूर (1०५५) आदि करने वाला योग होता 
है । 


9. वायु यात्रा योग-इस स्थान के स्वामी तथा सप्तम तथा एकादश 
स्थान के स्वामियों पर परस्पर युति द्वृष्टि द्वारा सम्बन्ध हो और यह सम्बन्ध 
वायु द्योतक ग्रहों गुरु, शनि आदि द्वारा स्थापित हो तो मनुष्य को वायुयान, 
आदि की सवारी का अवसर प्राप्त होता है । 

- 10. गहरी खोज-(०७८०"०॥०%) तृतीयेश तथा अष्टमेश की युति आदि खोज-(10:5८०४८1००) तृतीयेश तथा अष्टमेश की यदि 
पंचम स्थान में हो तो मनुष्य गम्भीर समस्याओं पर विचार करने की शक्ति 
रखने वाला होता है तथा अनुसंधान कर्ता (२०७९०४०१००) अथवा मै वाला होता है तथा जते वाला होता है तथा अनुसंधान कर्ता (२९५९११०१ (Researcher) अथवा आविष्कारक 


_बनता है । 

11. तृतीय भाव तथा शूरता-त॒तीय मावाधिपति बलवान ही संध्या भाव तथा शूरता-तृतीय भावाधिपति बलवान हो अथवा | 
उ ने हे ते च र सेल है य भाल गह खान तृतीय स्थान में हो अथवा कोई शुभ ग्रह स्वक्षेत्र होकर केतु के साथ 
तीसरे भाव में हो तो मनुष्य शूरवीर होता है और तृतीय भाव बाहु स्थान 


होने से वीरता का स्थान है | 


1. मेष-यदि तृतीय भाव में मेष राशि हो तो मंगल न केवल तृतीय 


Scanned by CamScanner 


Ee तृतीय भाव 


अतः मंगल यदि बलवान्‌ हो तो बहुत छोटे भाई देता है और यदि निर्बल 
पापयुक्ट तथा पापदृष्ट हो तो छोटे भाइयों का एकदम अभाव रहता है | 
तृतीय भाव का स्वामी दशमेश भी हो जाता है, अतः मंगल के बलवान्‌ होते 
की दशा में वह पुरुष राजसी प्रकृति, राज्यीय क्रियाओं (0100) में भाग लेने 
वाला, अपनी बाहुओ से राज्यीय तथा अन्य शुभ कार्यों को करने वाला होता 
है । चूंकि तृतीय भाव में मेष राशि पड़ती है, अतः कालपुरुष के अंग इसके 
छोटे भाई के लिए विशेष महत्व रखते हैं, जैसे तृतीय भाव से चतुर्थ भाव 
का स्वामी चतुर्थ राशि का भी स्वामी होगा, अतः छोटे भाई के लिए फेफड़ों, 
छाती आदि का विशेष प्रतिनिधित्व करेगा तथा चन्द्र के पापयुक्त या पापद्वष्ट 
होने पर छोटे भाई को छाती के रोग बहुधा होंगे | इसी प्रकार छोटे भाई 
के पांचवें भाव का स्वामी पांचवीं राशि का भी स्वामी हो जायेगा और छोटे 
भाई के पेट का पक्का प्रतिनिधि होकर छोटे भाई के अंगों की दशा को भली 
प्रकार दर्शायेगा । मंगल बली होकर छोटे भाई की आयु में विशेष लाभ पहुंचायेगा 
और यदि निर्बल हुआ तो उसे अल्पजीवी बना देगा । 


2. “न जब तृतीय भाव में व्रषम राशि हो तो शुक्र तृतीय तथा तृतीय भाव में वषभ राशि हो तो तृतीय तथा 
अष्टम दो भावों का स्वामी बन जाता है । अतः यदि ~ग अतः यदि शुक्र बलवान्‌ हो तो दीर्घ 
आयु देता है: क्योंकि दोनों भाव आयु के हैं । इस व्यक्ति ज मा आयु के हैं । इस व्यक्ति की छोटी बहने. 
प्रचुर संख्या में होती हैं | यह व्यक्ति विलासिताप्रिय होता है -= प्त विलासिताप्रिय होता है और विलास 
के लिए जान जोखों के कार्य तक भी ग जन जो के कार्य तक मी कर डालता है । शुक्र यदि निर्बल, पापयुक्त डालता है । शुक्र यदि निर्बल, पापयक्त 
“पट हो तो जातक अल्पायू होता है | 1 हो तो जातक होता है । छोटी बहनों की इसको कमी रहती 


है। 


3. मिथुन-यदि तृतीय भाव में मिथुन राशि श हो तो मनुष्य श्रमप्रिय 
होता है । यदि बुध बलवान्‌ हो तो उसकी छोटी जज उ तो उसकी छोटी बहिनें होती हैं। यदि बुध |` 


णि निर्बल, पापयुक्त, पापदरष्ट हो परिशेषतया पंचम ३०. 3 
---_ पापयुक्त, पापदृष्ट हो, विशेषतया पंचम भाव मे शनि द्वारा युक्त अथवा 


ष्ट अथवा शुभ युति न हो, बुध न हो, बुध जब पंचम भाव में पड़ेगा तो वह तृतीय मे पड़ेगा तो वह ततीय 
से तृतीय होने के कारण तृतीय भ ततीय होने के कारण भाव की हानि करने वाला होगा । “हानि करने वाला होगा | पंचम _ 


भाव में बुध पड़कर छटे भाव से, जहां इराकी अन्य राशि है, द्वादश पड़ेगा: 
8 नकि RR EE 


+ - -- र मताकरुणकोललला 
| Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 77 


अतः छठे भाव--ऋण दरिद्रता की भी हानि करने वाला होगा और जब बुध दरिद्रता की भी हानि करने वाला होगा और जब बुध 

पर केवल मात्र पाप दृष्टि होगी तो तृतीय तथा षष्ठ भावों को और अधिक ' 
- हानि पहुंचेगी । अब तृतीय तथा षष्ठ दोनों अशुभ भाव हैं अतः निर्धनता 
अभाव की बहुत हानि पहुंचेगी: अभाव की हानि का अर्थ ६ धनाढ्य और. को बहत हानि जाउ क दत हानि पहचेगी. अभाव की हानि का अर्थ है घनादय और गी: अभाव की हानि का अर्थ है धनाढ्य और 


संपत्तिशाली होना | अतः बुध विपरीत राजयोग बनाता हुआ अत्यन्त शुन हो होना । अतः बुध विपरीत राजयोग बनाता हुआ अत्यन्त शुभ हो 


जाएगा । 


तृतीय भाव तथा बुध पर यदि दो पाप ग्रहों का युति अथवा दृष्टि 
द्वारा प्रभाव पड़ रहा हो तो जातक की अचानक मृत्यु हो-जाने का योग बनता 
है; कारण, तृतीय स्थान अष्टम से अष्टम होने के कारण आयु का स्थान 
है और जब बुध आयु स्थान का स्वामी होकर पीडित एव, निर्बल हो जाता 
है तो इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य को आयु सम्बन्धी सद्यः कष्ट मिले 
क्योंकि बुघ चन्द्रवत्‌ अल्पावस्था का ग्र होने के कारण शीघ्रतम तथा अचानक 
अर्थात्‌ समय से पूर्व फल देता-है। 
4. कर्क-कर्क राशि का स्वामी चन्द्र है जो कि मन से सम्बन्ध रखता 


र खती स्या हग जसे चत आ ततीय स्थान मनोविनोद (भ००७४) का भी है । अतः चन्द्र जिस भाव 
होगा वह भाव इस व्यक्ति को विशेष प्रिय होगा, जैसे चतुर्थ भाव 


नमन नमक aE TT ला ाारानालुहराराुलकुरुकणई 132 Bes Les 144 0 Lk FA 0A HRY Bas. 
के स्थानों जैसे सिनेमा. क्लब आदि में विशेष रुचि वाला होता है । यदि चन्द्र | 
निर्बल, पापयुक्त, पापद्वष्ट हो तो छोटे भाई की छाती दुर्बल होती है तथा 
उसको टी० बी०, न्यूमोनिया आदि छाती के रोगों के होने की संभावना अधिक 
रहती है । यदि तृतीय भाव पर भी अशुभ दृष्टि विशेषतया मंगल की हो 
तो छोटा भाई कुबड़ा हो जाता है । (( 


सिंह-सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य पुरुष ग्रह है । 
अतः यदि सूर्य गुरु की दृष्टि द्वारा बलवान्‌ हो तो इस व्यक्ति को छोटे माई 
की स 000 डोकी है । इसका छोटा भाई साहसी, वीर, राज्यमानी होता है। 
यदि सुर्यएकादश अथवा दशम स्थाने होतो मनुष्य बडा महत्वाकांक्षी (.५/५०५४ होतो मनुष्य बड़ा महत्त्वाकांक्षी (.\॥॥।।०५5) 


'ज्ञता है तथा राजपुरुषों से सम्पर्क वाला होता है 
° NESS Se नकि र याकार 


Scanned by CamScanner 


78 तृतीय भाव 


6. _कन्या-यहां भी बुध तृतीयाथिपति तथा द्वादशाधिपति « भी 3 तथा द्वादशाधिपति बनता है। 
यदि बुघ पंचम भाव में वश्चिक राशि का होकर बैठ जाये तो यह बुघ तृतीय 
भाव से तृतीय, द्वादश माव (इसकी 'दूसरी रासि मिथुन) से षष्ठ अर्थात्‌ दो 
भावों को हानि पहुंचाने की स्थिति में हो जाता है । शत्रु की राशि अर्थात्‌ 
वृश्चिक राशि में बैठकर वह उन दो भावों को और = गक शाश ग बैठकर वह उन दो भावों को और भी अधिक हानि पहुंचाएगा । 
अब यदि बुघ पर केवल मात्र शनि आदि ` 3° कवल मात्र शनि आदि ही की पापदृृष्टि हो और शुभ युति 
अथवा ज होच बिल्कुल न हो तो द्वादश भाव तथा तृतीय भाव को अत्यन्त इष्टि बिल्कुल न हो तो द्वादश भाव तथा भाव को अत्यन्त 
हानि पहुचे! यह हानि _ इन वह हानि बहुत अमीष्ट है, क्योंकि द्वादश तथा तीर भाव 
प्रदर्शित अभाव तथा दरिद्रता की हानि ही पशा अंग की हानि ही करोड़पति बनाने का योग उत्पन्न 
करती है । अतः यह महान्‌ सम्पत्ति तथा धचदायक विपरीत राजयोग था धचदायक विपरीत राजयोग हुआ: 
इतना अवश्य है कि यदि ततीय भाव पर भी केवल पापद्डष्टि हो तो दुध 


अपनी अन्तर्दशा में अकस्मात्‌ इत्यु योग भी ला खड़ा-करेगा | 
7. तुला-जब ; तृतीय भाव में तुला राशि पड़ती है तो ततीयाधिपति 


we 


शुक्र दशमाधिपति भी बन जाता है । अत: ऐसा व्यक्ति रजः कार्यो में बाहु प्रयास 


eR A, 


करने वाला अथवा भाग लेने अच्छ ल्ल ज गा होता है। यदि शनि भी ततीय भाव होता है | यदि शनि भी भाव से 


-सननननो---.- 


अच्छी स्थिति में बलवान्‌ हो तो उस व्यक्ति का छोटा भाई, यदि हो तो. 
जीवन में बहुत उन्नति पाता है । बलवान शुक्र सिंह त पाता है । बलवान शुक्र सिंह लग्न वाले को धन के 


लिए अच्छा नहीं । इसका निर्बल होना ही उसके लिए घनदायक है | 


0०७५». ५०५ 


8. वृश्चिक-यदि 2 वक-यदि मंगल बलवान्‌ हो तो बहुत आयु देता है बलवान्‌ हो तो देता है । परन्तु 
सतक मगल बुत थोडा धन देता है: क्योकि यह दो अशुभ घरों का स्वामी मंगल थोड़ा घन देता है: क्योंकि यह दो घरों का स्वामी 
होता है । दशम भाव में मिथुन में स्थित मंगल ३ भाव | मिथुन में स्थित मंगल यौवन अवस्था में व्यस अवस्था में व्यसन देता 

ॐ १ "लि यावन अवस्था में व्यसन देता 


-- है तथा हिंसा के कार्य करवाता है |. 


| डन में पड़ जाए तो व्यक्ति महात्माओं सन्तों से सत्संग करने वाला धार्मिक 


————— nr 


होता है: उसके मित्र भी बड़े धार्मिक ~ = उसकं मित्र भी बढे धार्मिक होते हैं। 
10. मकर-यदि शनि =~ `¬ गाद शनि चतुर्थ स्थान में बली हो तो व्यक्ति निम्न वर्ग 


का हितैषी, जनता के हित को चाहने वाला, जनप्रिय होता है । उसका छोटा. 


व का का स्वामी है । यदि 


Be | 


Scanned by CamScanner 


ला! 


फलित सूत्र 79 


भाई कछ सख्त बोलने वाला होता है | उसको भूमि-जायदाद की अच्छी प्राप्ति 


'होती है । शनि यदि बलवान्‌ हो तो उसकी छोटी बहनें संख्या में प्रचुर होती 


हैं, क्योंकि शनि स्वतन्त्र रूप से एक स्त्री ग्रह है: यद्यपि इसका प्रभाव वीर्यहीनता 


(Impotency) की है । याँदै शनि निर्बल पापयुक्त, पापद्वृष्ट हो तो छोट। बडिनों डिनों 
की कमी होती है । मित्रों से कष्ट पाता है | 
11. कुम्भ- यदि शनि बलवान्‌ हो तो छोटी बहिने संख्या में बहुत 
होती हैं । 
इसको दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है | इसको मित्रों तथा बहिन-भाइयों 
से घन की प्राप्ति होती है । यदि शनि निर्बल हो तो छोटे बहिन-भाइयों तथा 


न _ 


मित्रों द्वारा धन का नाश होता है । आयु क्षीण होती है । 


12, सीन-यहा गुरु ततीयाधिपति तथा द्वादशाधिपति बनता है । दोनों 
माव अशुभ हैं । अतः गुरु निर्बल, पापयुक्त, पापद्रष्ट हो तो बहुत धन देता 
है । यदि गुरु बलवान्‌ हो तो छोटे भाई देता है | यदि गुरु नवम में स्थित 
हो तो सन्तों के साथ सत्संग करने वाला होता है | गुरु पर पापदूष्टि हो 


तो घन का नाश छोटे भाइयों द्वारा होता है । 


ज्योतिष की उत्तम पुस्तक प्राप्त करने के लिए एकमात्र सस्था - रजन 


पब्लिकेशन्स, 16. अंसारी रोड़, नई दिल्ली--110002 


Scanned by CamScanner 


| 6 चतुर्थ भाव | 6. चतुर्थ भाव | 


नेतृत्व सफल या असफल, भूमि से लाभ, 
१ शत्रुता, पुत्र से सुख या दुःख, 
देश निकाला, विद्रोह, अचानक कष्ट । 

1. पागलपन - यदि चतुर्थ भाव तथा उसका स्वामी तथा चन्द्र, बुद्धिद्योतक 
अन्य अंगों: जैसे--लग्नेश, पंचमेश तथा बुध के साथ पापी ग्रहों द्वारा युत 
RS A 
अथवा दष्ट हो तो मनुष्य पागल (१५०१०) हो जाता है: कारण कि भावनाओं 


% MY डना लो पागलपान हेश Emotions) तथा बुद्धि (101८॥८८)का बिगडना ही पागलपान है । (देखिये 
अअ 
कु० स० 16) । 


यह कुण्डली पागलपन से पीड़ित व्यक्ति की है ! यहां लग्नाधिपति, 
चतुर्थाधिपति, डबल पाप 


मध्यत्व मे है । चतुर्थ भाव में ञ्श 
पापी ग्रह है, पंचमाधिपति पर 
८ शनिकी द्रष्ट है । चन्द्र पर 


शनि केतु का प्रभाव है । गुरु 
की दृष्टि अधिक उपयोगी 


नहीं: क्योंकि गुरु पर सूर्य, ८ Er बि 
मंगल, केतु, शनि चार ग्रहो 


का प्रभाव है | कु० सं० 16 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 81 


2. भय- चतुर्थ भावाधिपति चन्द्र हो, चतुर्थ भाव तथा चन्द्र पर युति अथवा 
दृष्टि द्वारा केवल राहु का प्रभाव हो तो मनुष्य में भय की सृष्टि होती है द्वारा केवल राहु का प्रभाव हो तो मनुष्य में भय की होती है । 

| इस भय के कारण मनुष्य को बेहोशी (915) मी-हो सकती है | 
3. मिरगी रोग-यदि चतुर्थेश चन्द्र, अष्टम भाव में राहु द्वारा पीड़ित 
हो तो मिरगी का रोग होता है: कारण कि चतुर्थेश तथा चन्द्र दोनों ही मन 
के प्रतिनिधि हैं और अष्टम स्थान नाश का स्थान है तथा राहु चन्द्र के लिए 

विशेष त्रास उत्पन्न करने वाला प्रसिद्ध ही है । 

4. विशेष रुचि- चतुर्थेश चन्द्र जिस भाव में स्थित ही मनुष्य उस में स्थित हो मनुष्य उस 


भाव में विशेष रुचिं रखता है: जैसे चतुर्थेश षष्ठ में ही तो मनुष्य प में हौ तो मनुष्य परिश्रमी 
तथा व्यायामप्रिय होता है: क्योंकि षष्ठ स्थान परिश्रम एव व्यायाम का है 


और चतुर्थेश चन्द्र मन का पक्का प्रतिनिधि है ही । 
RT TN A -+>+++न्समन 
स्त्री की कुण्डली में चतुर्थेश और पंचमेश का व्यत्यय अर्थात्‌ स्थान अर्थात्‌ स्थान 


PR र ड्ड a RR. जि 


= का पचमेश 
अधिक प्रबल हो जाता है जबकि पंचमेरा (आमोद-प्रमोद स्थान का स्वामी) 


[स्वयं शुक्र हो और बुघ से युत ही । हो और बुध से युत हो । 
5. माता-यदि चतुर्थ माद का स्वामी तथा चन्द्र सब बलवान्‌ हों तो. | 


माता की दीर्घ आयु होती है । अर्थात्‌ जातक की पिछली आयु तक जीवित की दीर्घ आय्‌ होती है ! अर्थात्‌ जातक की पिछली आयु तक जीवित 

रहती है । इतना ध्यान रहे कि साथ-साथ छठे तथां ग्यारहवें भावों के स्वामी | 
भी बलवान होने चाहिये: क्योंकि ये भाव माता माव के आयु भाव हैं । यदि 
मंगल लग्न में, शनि द्वितीय में और चन्द्र अष्टम भाव में हो तो माता की 
शीघ्र मत्यु हो जाती है | कारण स्पष्ट है कि शनि तथा मंगल का प्रभाव 
न केवल चतुर्थ (माता) भाव पर होगा, अपितु माता के कारक चन्द्र पर भी 
होगा । 


6. रोग योग यदि चतुर्थ भाव, उसका स्वामी, चन्द्र तथा कर्क राशि कर्क राशि 
_इन सब पर पाप प्रभावं पड़ रहा हो तो काल पुरुष का चतुर्थ अग "फन सब पर पाप प्रभाव पड़ रहा हो तो काल पुरुष का चतुर्थ अंग एीडित 


Scanned by CamScanner 


82 चतुर्थ भाव 


समझना चाहिए, अर्थात्‌ मनुष्य को छाती के रोग: जैसे 


के राग, जसे न्यूमोनिया, खांसी, 
तपेदिक आदि होते हैं | | 


8. वाहन-यदि चतुर्थ भाव, इसका स्वामी एवं ---. चतुर भाव, इसका स्वामी एवं शुक्र सभी बली हों और 
सवा लग्नेश से किसी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किए हुए हों तो 
मनुष्य वाहन (९०१५०५००००) के सुख के संयुक्त होता है । कारण कि उपर्युक्त 


चतुर्थ भावादि तथा शुक्र वाहन के प्रतिनिधि हैं । 


9. जन सेवा (ए0॥॥०5) अथवा नेतृत्व-यदि चतुर्थ भाव (Politics) 
तथा तथा इसके स्वामी एवं चन्द्र के साथ लग्नेश का युति अथवा दृष्टि से किसी 
प्रकार का सम्बन्ध हो और 
इस सम्बन्धमे चतुर्थभावआदि 
बलवान्‌ तथा शुभ ट्रष्ट हों 
तो मनुष्य सार्वजनिक कार्यो 
मेंभाग लेनेवाला (?०॥१४८।३०), 
जनप्रिय, जनहितकारी नेती 
होता है (देखिए कुण्डली 
संख्या 17) | 


कु० सं० 17 


यह कुण्डली स्व० श्री 
| “ जवाहरलाल नेहरू की है । वहां लग्नेश और लि लाल गहरू की है । वहां लग्नेश और चन्द्र लग्न का स्वामी चन्द्रमा है 
जौ कि रवक्षेत्री तथा पक्ष बल में बली होकर अपने केन्द्र प्रभाव द्वारा जनता 


द्योतक चतुर्थ = $ भाव तथा उसके स्वामी (शुक्र) दोनों से सम्पर्क स्थापित कर रहा तथा उसके स्वामी (शुक्र) दोनों से सम्पर्क स्थापित कर रहा 
है । 


छ Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 83 


यदि चतुर्थ भाव, उसका स्वामी तथा चन्द्र अशुभ प्रभाव में हों अथवा 
इनसे लग्नेश का कोई सम्बन्ध न हो तो मनुष्य को सार्वजनिक जीवन व्यतीत 
करने का अवसर प्राप्त नहीं होता अथवा उसका यह जीवन निष्फल जाता 
है । 


चतुर्थ भाव जनता (१५५९५) का भाव है | यदि इस भाव तथा इसके 
स्वामी तथा इसके कारक के साथ राहु का घनिष्ठ सम्बन्ध हो तो यह योग 
जनता द्वारा राजद्रोह (२८४०।॥) किये जाने को दर्शाता है | कारण कि राहु 
आकस्मिक क्रियाओं, दंगे-फसाद: क्रान्ति, राज-विद्रोह आदि का कारक ग्रह है | 
अतः उसका सम्बन्ध जनता भाव आदि से जनता में विद्रोह उत्पन्न कर देगा 
यह युक्तियुक्त ही है । देवकेरलकार ने कहा भी है-`सुखेशे राहुसंयुक्तदशायां 
राजनिग्रहम्‌'-अर्थात्‌ जब चतुर्थ भाव का स्वामी राहु से युक्त हो और राहु जब चतुर्थ भा भाव का स्वामी राहु से युक्त हो और राहु 

की दशा हो तो जनता में क्रान्ति (२०४०५५०१) हो जाती हैँ] 
जातक ज्योतिष में इस योग की उपयोगिता यह है कि यह दशा अन्तर्दशा 
देश में होने वाले दंगे-फसादों से मनुष्य को सूचित कर देती है । 

10. खेती जायदाद-यदि चतुर्थ भाव तथा उसका स्वामी बलवान्‌ 
हो और शनि का चतुर्थ से सम्बन्ध हो तथा लग्नेश से भी हो तो मनुष्य के 
पास काफी भूमि-जायदाद होती है और वह कृषि (7१/०१४) आदि का कार्य 

. करताई। उने >> TEN 


11. बदली (778751€7)-यदि चतुर्थ भाव तथा चतुर्थ भाव के स्वामी (Tran$fer)-यदि चतुर्थ भाव तथा चतुर्थ भाव के स्वामी 
पर शनि, सूर्य, राहु तथा द्वादशेश का प्रभाव हो तो इस प्रथकताजनक प्रभाव शनि, सूर्य, राह तथा द्वादशेश का प्रभाव हो तो इस पथकताजनक प्रभाव 
के कारण मनुष्य को अपना घर-बार, स्थान तक छोड़ना पड़ता है । यदि कारण मनुष्य को अपना घर.बार, स्थान तक छोड़ना पड़ता है । यदि 


यह प्रथकताजनक प्रभाव बहुत बलवान्‌ न हो तो मनुष्य को रहने का स्थान 


| _बदलना पड़ता है । यदि मनुष्य सरकारी कर्मचारी हो तो उसे अधिक तबदीलियो पड़ता है | यदि मनुष्य सरकारी कर्मचारी हो तो उसे अधिक | 


(Transfers) की सामना करना पड़ गा | 
12. केन्द्राधिपत्यदोष- यदि चतुर्थेश राप्तमेश भी हो जैस कि थ॑ | 
तथा कन्या लग्नो के मनुष्यों के लिए होता है तो क्रमशः बुध तथा गुरु केच्द्राधिप या 


Scanned by CamScanner 


84 चतुर्थ भाव 


दात से दूषित होते हैं । उनका निर्बल होकर द्वितीय, छ होते हैं । उनका निर्बल होकर द्वितीय. छठे, आठवें तथा बारहवें 

«थिन में बैठना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिप्रद है । यह हानि चतुर्थेश की 

अन्तर्दशा में तथा कष्टदायक ग्रह की दशा में होगी । 

13. ग्रह और रोग-यदि कोई ग्रह निर्बल होकर चतुर्थ स्थान में स्थित 

हो तो अपनी अन्तर्दशा तथा द्वितीयेश, सप्तमेश, अष्टमेश आदि कष्टदायक 

ग्रहों की महादशा में रोग देता है जिससे छुटकारा भी मिल जाता है | 
| 14. शाञ्जुता-चूंकि चतुर्थ भाव जनता का भाव है अतः यदि चतुर्थेश 
| | निर्बल एवं पाप प्रभाव में हो तो. अपनी अन्तर्दशा में जनता: के किसी व्यक्ति | 
से शत्रुता देता है, क्योंकि चतुर्थ जनता का स्थान है | | 


15. स्वार्थपरायणता-यदि चतुर्थ भाव, चतुर्थेश तथा चन्द्र पर राहु-शनि _ भाव, तथा चन्द्र पर राहु-शनि 
_फै प्रभाव हो और अन्य शुभ प्रभाव न हों तो मनुष्य ष्य स्दार्थपरायण होता है । 


अतः अतः यदि कोई ग्रह अतीव निर्बल हो तो जिस राशि का वह दाम ज उज निर्बल हो तो जिस राशि का = मह अलर 3 हो तो जिस राशि का वह स्वामी हो उस 


राशि द्वारा प्रदर्शित अंग में माता को विशेष कष्ट प्रदर्शित ना कः िशष कष्ट प्रदर्शित करता है । मंगल 


यदि बलवान हो तो माता को दीर्घ आयु की ' बलवान हो तो माता को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है | यदि मंगल 
निर्बल हो तो माता अल्पायु होती है, माता क॑ हो तो माता होती है, माता की मरणविधि को उन ग्रहों से 


CC Soe ho 
| = 


2. वृषभ- शुक्र च चतुर्थश तथा नवमेश होने से पाराशरीय नियमों के अनुसार 


योगकाशक ग्रह बनता है । अतः अपनी अन्तर्दशा में बहुत शुभकर तथा धन-मान अतः अपनी अन्तर्दशा में बहुत शुभकर तथा धन.मान 


Scanned by CamScanner 


फलित सूछ 85 


दाथक होता है । हा, इसको बलवान अवश्य होना चाहिए, नहीं तो लाम बहुत 
थोड़ा होता है । यदि शुक्र बली हो तो व्यक्ति को सुन्दर वाहनों की प्राप्ति, 
बड़ी जागीर की प्राप्ति होती है । वह जनकार्यों (१०४५०) में माग लेने वाला । वह जनकार्यों (70५0) में भाग लेने वाला 
होता है । उसका भाग्य जनता में सर्वप्रिय होने से खूब चमकता है । 
यादि शुक्र निर्दल, पापयुक्त, पापदृष्ट हो तो उसके पिता की अल्पायु 
होती है. क्योंकि शुक्र पिता के स्थान (नवम) से ततीयाधिपति तथा अष्टमाधिपति शुक्र पिता के स्थान (नवम) से त्रदीयाधिपति तथा अष्टमाचिपति 


मै अचानक बहुत कष्ट आते हैं | 


3. भिथुन-डुघ चतुर्थेश तथा सप्तमेश बनता है । बुघ यदि बहुत निर्बल 
हो तो पिता की मत्यु व्यक्ति के बाल्यकाल में ही हो जाती है. विशेषतया 
जबकि बुध तथा चतुर्थ भाद दोनों मंगल द्वारा दुष्ट हो । बुध बलवान्‌ हो तो _ 
मनुष्य भूमि-जायदाद का स्वामी होता है, बुध यदि शुक्र तथा चन्द्र के साथ हो गद का स्वामी होता है, बुघ यदि शुक्र तथा चन्द्र के साथ हो 
और पापयुक्त व पापदूष्ट हो तो माता के पागल हो जाने का योग बनता 
है । निर्बल बुघ वाला व्यक्ति स्त्री से दुःख पाता है ! 

4. कर्क-चन्ट्र मन का कारक होकर मन का स्वामी भी बन जाता 
है । अतः जहां चन्द्र द्वितीय मे हो तो लोभी, तृतीय में हो तो नित्रों को चाहने 
वाला, पंचम में हो तो पुत्रों का हितैषी, छठे में हो तो लामप्रिय तथा जात्यन्तर पचम में हो तो पुत्रों का हितैषी. छठे में हो तो लाभप्रिय तथा जात्यन्तर 
का हितैषी आदि-आदि होता है । यदि चन्द्र निर्दल हो तो छाती के रोगों को 
देता है । माता को मी छाती के रोग होते हैं. क्योंकि चतुर्थ माद में चार 
नम्बर की राशि (छाती) पड़ती है । चन्द्र यदि राहु से प्रभावित हो तो व्यक्ति' 


को गश (७५०००५) आने का रोग होता है. चन्द्र यदि अष्टम स्थान में राहु+ गश (७५०००४) आने का रोग होता है, चन्द्र यदि अष्टम स्थान मे राह 


से प्रभावित हो तो मिरगी का रोग देता है. क्योकि मन में डर (एकल) 
की विशेष उत्पत्ति होती है । 


5. सिंह-चतुर्थश सूर्य होता है । यदि सूर्य बलवान्‌ हो तो मनुष्य का 


ह माइका होता है. उन प्रकार का सूस भाण खेपा खुला, प्रकाशयुक्त होता है, उत्तम प्रकार का सुख प्राप्त होता 
है, माता मनस्विनी साहसी होती है । सूर्य यदि निर्बल होकर शनि, राहु आदि मनस्विनी साहसी होती है । सूर्य यदि निर्बल होकर शति, राहु आदि 


के प्रभाव में हो तो मनुष्य निवास-स्थान से सदा दूर रहने वाला और यदि 


ह 


mss MR ३ 


h 
4 


Scanned by CamScanner 


86 चतुर्थ भाव 


राज-कर्मचारी हो तो बहुत तबदीलियां (119॥51८15) पाने वाला होता है । उसकी 
माता के अंगों में दर्द रहता है | 


6. कन्या-बुध लग्नेश तथा चतुर्थेश होता है । अतः बुध यदि बलवान 


हो तो व्यक्ति अतीव बुद्धिमान्‌, धनी, विविध भाषायें जानने वाला, जनप्रिय, 
बहुत काल तक माता का सुख पाने वाला, वाहनादि से युक्त होता है । यदि 
बुध निर्बल हो तो दुखी, निर्धन, मूर्ख, अल्प विद्या वाला, जनता विरोधी होता जनता विरोधी होता 
ESS LC NN TANI CR 
है । 


7. तुला-शुक्र चतुर्थाधिपति तथा एकादश भावाधिपति बनता है । शुक्र 


यदि सप्तम अथवा द्वादश स्थान में हो तो बहुत कामातुर, विषयी सप्तम अथवा द्वादश स्थान में हो तो बहुत कामातुर, विषयी होता है, 


क्योंकि द्वादश तथा सप्तम भाव भोग के भाव हैं और चतुर्थश शुक्र मन में शुक्र द्वादश तथा सप्तम भाव भोग के भाव हैं और चतुर्थश शुक्र मन में शुक्र 
के भोग-विलास के संस्कारों का द्योतक है । शुक्र और राहु यदि द्वादश में स्थित 
POS lt UMN VI NS NSS 


हैं तो व्यक्ति की माता दीर्घ तथा असाध्य रोग से मत्यु पाती है, क्योंकि 
राहु न केवल अपनी युति से चतुर्थे शुक्र को प्रभावित करता है, बल्कि राहु 
की इष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है । अतः शुक्र, जो कि चतुर्थ को लग्नाधिपति दृष्टि भाव पर पड़ती है । अतः शुक्र, जो कि चतुर्थ को लग्नाधिपति 
तथा अष्टम अधिपति है, राहु द्वारा मरण विधि को बतलाता है । राहु दीर्घ 
तथा असाध्य रोग देता ही है । शुक्र के अतीव निर्बल होने से माता का ` अतीव निर्बल होने से माता का सुख 
बहुत अल्प हो जाता है । शनि, राहु आदि से प्रभावित शुक्र वाहन का सुख 


जही होने देता । शनि, राहु आदि से प्रभावित शुक्र देश से बाहर निकाल देत से प्रभावित देश से बाहर निकाल देता 


है | 
8. वृश्चिक-मंगल चतुर्थाधिपति तथा नवमाधिपति बन जाता है. एक 


केन्द्र स्थान है, दूसरा त्रिकोण | अतः मंगल राजयोग कारक ग्रह बन जाता 
है और यदि बलवान्‌ हो तो अपनी अन्तर्दशा में उत्तम फल, सुख, धन, मान, में उत्तम फल, सुख, धन 

राज्य-कृपा, पदवी, उन्नति आदि देता है । ऐसे व्यक्ति के भाग्य में भूमि से 
लाभ उठाना होता है | वह पिता से खूब सुख पाता है । यदि मंगल निर्बल. 
पापयुक्त, पापद्वष्ट हो तो पिता को अल्पायु देता है, क्योंकि मंगल पिता के 
लग्न (नवम) तथा उसके अष्टम (चतुर्थ) 'भावों का स्वामी बन जाता है | 


Scanned by (:0119090112 


फलित सूत्र 87 


पायुक्त पापद्वष्ट मंगल पिता को उसके अण्डकोषों में कष्ट देता है, क्योंकि 
मंगल पिता भाव से अष्टमेश तथा अष्टम राशि का स्वामी बनता है । 


9. धनु-गुरु चतुर्थश तथा सप्तमेश बनता है । अतः मन को ज्ञानी 


तथा गौरवमय बनाता है । गुरु यदि बलवान हो तो माता दीर्घायु, उसको 


वाहन की प्राप्ति, भूमि आदि का सुख तथा अन्य प्रकार से बहुत सुखी जीवन _ की प्राप्ति, भूमि आदि का सुख तथा अन्य प्रकार से सुखी जीवन 


रहता है, क्योंकि गुरु जहां सुख स्थान का स्वामी है वहां सुख का कारक 


भी है । निर्बल गुरु केन्द्राधिपत्य दोष उत्पन्न करता है और अपनी शुक्त | है और अपनी भुक्ति में 


रोग देता है और मनुष्य के जीवन में दुःख को ला खड़ा करता है । 
10. मकर-शनि केन्द्र (चतुर्थ) तथा त्रिकोण (पंचम) का स्वामी बनता 
है । अतः अतीव शुभ योग कारक हो जाता है । यदि शनि बलवान हो ता बलवान हो तो 
बह जलन गम पदवी, उन्नति, मान, यश देता है न धन, भूमि, पदवी, उन्नति, मान, यश देता है । मनुष्य (जनता का 
हितैषी होता है और प्रमोद प्रिय होता है । यदि शनि निर्बल हो तो पुत्र की 


ओर से उसे दुःख प्राप्त होता है । उसकी माता सख्त बोलने वाली (कर्कशा) माता सख्त बोलने वाली (कर्कशा) 


ही र रट शान पररा का प्रभाव हो तो स्वाथ होता रू हो तो स्वार्थी होता है । 
कम टि हानि बलवान हो ती भूमि आई का स्वा हाता शनि बलवान्‌ हो तो भूमि आदि का स्वामी होता 


हे । जन कार्यो में भाग लेने वाला, मित्रों से सुखी, माता का बहुत सुख पान । जन कार्यो में भाग लेने वाला, मित्रों से सुखी, माता का बहुत सुख पाने 
वाला होता है, यदि शनि निर्बल हो तो मित्रों से कष्ट पाने वाला, जनता निर्बल हो तो मित्रों से कष्ट पाने वाला, जनता 
का विरोधी, दुखी होता है । 


12, तीन त तधा हाता है 4 अतः यह च्याकित हले लग्नेश तथा चतुर्थश होता है । अतः यह व्यक्ति 
हाती मुग गनर, दानी, अती परोपकारी, जनप्रिय, भाता का बहुत सुख गुणी, गम्भीर, दानी, धनी, परोपकारी, जनप्रिय, माता का बहुत सुख 
पाने धाने वाला, हर प्रकार के सुख से सुखी होता है यदि गुरु (ुर्षल होत के सुख से सुखी होता है, यदि गुरु निर्बल हो तो 
जनता का विरोध करने वाला, दुखी होता है । । 


॥ 
। 


| 


Scanned by CamScanner 


| 7. पंचम भाव | 


मंत्री पद योग: पुत्र-प्राप्ति: प्रतियोगिता 
` ` " "` आल प्राप्त प्रतियोगिता 
परीक्षाओं में सफलता. प्रेम विवाह: लाटरी 
EH विवाह. लाटरी 


1. बुद्धि से सम्बन्ध-पंचम भाव का बुद्धि से सम्बन्ध होने के कारण 
विद्या सम्बन्धी प्रश्नों का विवेचन पंचम भाव, उसके स्वामी तथा विद्या कारक 
बुध द्वारा भी किया जाना चाहिए । इन तीनों में सै जितने अंग अधिक बली 
तथा शुभद्रष्ट होंगे उतनी ही अधिक विद्या मनुष्य को प्राप्त होगी । 


2. जातक का इष्ट देव-इष्ट देव भी हमारे विचार तथा ध्यान का 
ns mmm, Te Ps ET mm उनि न 


eo 


विषय जाह अतः मनुष्य किस प्रकार के इष्ट देवता--विष्णु, शिव, दुर्गा, हनुमान अतः मनुष्य किस प्रकार के इष्ट देवता- , शिव, दुर्गा, हनुमान 
आदि का चिन्तन करता उ कता है, इस बात का विचार भी पंचम भाव से किय इस बात का विचार भी पंचम भाव से किया 
जाता है । सूर्य विष्णु रूप है : चन्द्र केक उ उन्न सरस्वती रूप: मंगल हनुमान रूप; बुध पुन रूप: मंगल रूप; 


“थि तया नदान रुप पृहस्पतिबरहमरुप : शुक्र दुर्गा रूप तथा शनि शिव र तथा वेदान्त रूप .ब्रहस्पतिब्रहमरूप : शुक्र दुर्गा रूप तथा शनि शिव-भेरव 
रूपहैं । 
3. मन्त्री पद--यदि पंचम स्थान बहुत बली हो तो आम पक आहत बली हो तो मनुष्य की मन्त्रणा 


प्र “गित अति दूरौ का मार्म प्रदर्शन करने को शक्ति बलवान होती है और अर्थात्‌ का मार्ग-प्रदर्शन करने की शक्ति बलवान्‌ होती है और 
” उसकी नियुक्ति मन्त्री पद पर उसकी नियुक्ति मन्त्री पद पर भी हो सकती है। 
| = 


यदि पंचमेश न पदको दशमेश में शुभ व्यत्यय हो, अर्थात्‌ इन दो भावों दशमेश में शुभ व्यत्यय हो, इन दो भावों 
के सा नैसर्गिक शुभ ग्रह हों और एक दूसरे की राशि मे रिथत हो जैर- नैसर्गिक शुभ ग्रह हों और एक-दूसरे की राशि मे रिथत हो जीसे... 


| === दशम भाव में गुरु और धनु राशि का पंचम भाव में शुक्र हो राशि का दशम भाव में गुरु और राशि का पंचम भाव में शक्र हो 


nn 
Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 89 


तो पंचम तथा दशम का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध होने के कारण, अपनी 
त Sr Td 
मन्त्रणा शक्ति (पंचम) (^५४।५०० (७74०७) का लाभ राज्य (दशम) को पहुंचाने (दशम) को पहुंचाने 
की योग्यता वह मनुष्य रखता है । (देखिये कु० सं० 17) । 


4. पुत्र-प्राप्ति-लग्न, नवम से पंचम होता है: अतएव पिता का पुत्र 
अर्थात्‌ निज का स्थान है । इसी प्रकार निज भाव अर्थात्‌ प्रथम भाव से पंचम 
भाव अपने पुत्र से सम्बन्ध रखता है । पुत्र का विचार पंचम भाव, उसके स्वामी, 
_पुत्र कारक, गुरु, नवम भाव तथा नवमेश इन सब द्वारा करना चाहिए । यदि 

ये सब निर्बल अथवा पापयुक्त व पापदुष्ट हों तो पुत्र की प्राप्ति नहीं होती | 

जैसे किसी भी लग्न की कुण्डली में यदि मंगल द्वितीय भाव में और शर शनि 
पुत्र या तो होता ही नहीं और यदि पंचमेश आदि के बली होने के कारण 
हो भी जाए तो जीवित नहीं रह सकता: शिशु अवस्था में ही मत्यु को प्राप्त 
हो जाता है । कारण यह है कि ऐसी स्थिति में शनि तथा मंगल दोनों पापी 
ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पुत्र स्थान अर्थात्‌ पंचम भाव पर पड़ती है और पुत्र का 
कारक ग्रह भी इन्हीं दोनों की पापदुष्टि के प्रभाव में आ पड़ता है | इस 
प्रकार पुत्रदायक अधिकांश अंग प्रबल दुहरे पाप प्रभाव में आ जाते है: जिससे 
पुत्र प्राप्ति असंभव हो जाती है । 


पंचम भाव में सूर्य गर्भो की हानि करता है | इस स्थान में बलवान 
चन्द्र अधिक कन्याओ की उत्पत्ति करता है | इस भाव में मंगल--विशेषतया 
सञ्च अभिका 
का नाश करता है । इस स्थान 
में मेष राशि का मंगल भी 
पुत्रोत्पत्ति में बाधक ६८, है । 
इसका कारण यह है कि मंगल 
द्वादशाधिपति होकर आता है 
और पंचम के अष्टमाधिपति 


होने से और भी अधिक 


कु० सं० 18 


4 
Scanned by CamScanner 


90 पंचम भाव 


अनिष्टकारी हो जाता है । बुध तथा शनि के एकांतिक (६६४८।५५।४०) प्रभाव 
की उत्पत्ति में प्रबल बाधा होती है: क्योंकि दोनों ग्रह ठण्डे तथा नपुंसक हैं | 
गुरु इस स्थान में तभी शुभ फल करता है, अर्थात्‌ पुत्रदायक होता है; जबकि 
पापयुक्त, पापद्वृष्ट तथा निर्बल न हो । शुक्र इस भाव में पुत्र-पुत्रियां दोनों देता 
है । शनि इस भाव में गर्भहानि करता है । राहु तथा. केतु का फल शनि तथा 

यदि पंचमाधिपति शनि बुध के अंश में हो और बुध द्वारा ही दृष्ट 
भी हो तो सन्तान रुकने का योग बनता है | 0 


5. प्रेम विवाह- पंचम स्थान प्रियतमा (३०।०४००) अथवा प्रियतम का. 


है | जब इस भाव का सम्बन्ध घनिष्ठ रूप से सप्तम भाव अथवा उसके स्वामी 
(Love Marriage) हो जाता है । जैसे तुला लग्न और पंचमेश शनि सप्तमेश 
मंगल के साथ एकादश भाव मै स्थित हो तो मनुष्य ्रेम-व्यवहार द्वारा प्रेम-विवाह के साथ एकादश भाव में स्थित हो तो प्रेम-व्यवहार द्वारा प्रेम-विवाह 
(०५९ 1०५०३०) करता है, न_कि परम्परानुसारी । | 
| 6. विनोद -- पंचम स्थान विनोद काभी है ।विनोद के स्थानों. । चम स्थान विनोद का भी है ।विनोद के स्थानों: जैसे-सिनेमा, 
क्लब, खेल के लब, रल क स्थान आदि का विचार इसी भाव से करते हैं । यदि चतुर्थेश 
और न हो और बुध-शुक्र का युति अथवा दृष्टि द्वारा सम्बन्ध पंचमेश में व्यत्यय हो और बुध-शुक्र का युति अथवा द्रष्टि द्वारा सम्बन्ध 
भी हो तो व्यक्ति सिनेमा आदि विनोदप्रद स्थानों का सपत भिया आदि विनोदप्रद स्थानों का इच्छुक होता है। 
7, प्रतियोगिता की परीक्षाएं-पंचम भाव चूंकि बुद्धि से सम्बन्ध रखता 
है । अतः प्रतियोगिता ६1 अतः प्रतियोगिता की परीक्षाएं (८००४१९ 2५45.) जैसे-एस, ए. एस. परीक्षाएं ( Competitive Ens) जैसे-एस. ए. एस, 
(Subordinate Accounts Service Exam .) आदि का विचार इस स्थान से करना 


चाहिए । भाव, भावाधिपति तथा भावकारक = | तथा भावकारक (यहां बुध) का सामान्य नियम 
#॥ ४4६०७ ............. .. RR RR 
यहां भी लागू होता: है । 


“शुभ ग्रहों से उक्त अथवा दुष्ट हो तो लाटरी प्राप्त होने का योग बन जाता 
है | यदि बुध पंचमेश हो तो और भी पक्का योग बन जाता है: क्योंकि राहु-केतु 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 91 


की भांति बुध भी सद्यः फलदायक है । पुनः यदि शुभ नवमेश भी इस योग 
में सम्मिलित हो जाए तो बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि नवम भाव भाग्य 
(Divine Dispensation) का है और लाटरी भी भाग्य का, न कि पुरुषार्थ का, 
फल है । स्मरण रहे कि नवम से नवम होने के कारण पंचम में मी भाग्य 
का पर्याप्त अंश है । 


9. राजयोग-नवम से नवम होने के कारण पंचम भाव मी शुत 
में श्रेष्ठ है । यह भी एक त्रिकोण स्थान है: अतः चतुर्थश (केन्द्र का स्वामी) 
से पंचमेश का सम्बन्ध पाराशरीय नियमों के अनुसार राजयोग, धन आ 
को उत्पन्न करने वाला होता है | चतुर्थश की दूसरी राशि भी अच्छे मात 
का स्वामी होनी चाहिए । 


10. तृतीय भाव तथाधनोपार्जन-यदि्त्री की कुण्डली में तृती याविषति 
तथा लग्नाधिपति का धन तथा घनाधिपति से युति अथवा द्वृष्टि द्वारा सम्बन्ध 
हो तो वह अपने हाथों से (1१५९९१०८६४) धन कमाने वाली होती है । 


11. बालारिष्ट-चन्द्र जब पंचम स्थान में क्षीण बली होकर पाप ग्रहों 
के प्रभाव में हो तो बालारिष्ट देता है-अर्थात्‌ नवजात को शैशव में मृत्यु 
का भय रहता है | बुध भी चन्द्र का पुत्र माना गया है | अतः इस विषय में 
यह भी चन्द्रवत्‌ ही कार्य करता है । अर्थात्‌ बुध यदि पंचम भाव में पापयुक्त 
तथा पापदूष्ट हो तो रोग इतना गम्भीर होता है कि बच्चे के स्वास्थ्य के | 
सम्बन्ध में डाक्टर लोगों को भी इलाज नहीं सूझता । ॥ 


i 
———— 


nie Bi a Tr DERE NSE TINTS me Ng RE ON oe 
पा णाल 
रो 


यदि बली ही तो अ 
इए प का नार कर नमामि करता है जोक मगल पदन पुत्र का नाश करता है: यदि स्वक्षेत्र अथवा सर्वोच्च में न हो तो: 

मेष राशि का मंगल पंचम भाव म गर्भ-हानि करता हैं: क्योकि जगाल पचन राशिं का मंगल पंचम भाव में गर्भे-हानि करता है: क्योकि मंगल प 
स्थान से अष्टम तथा लग्न से द्वादश स्थान का स्वामी बन जाता है । बुध, 


—~ = 


उस फक हन ऊपर लिख चुके हैं चन्द्र को भाति बालारिष्ट देत '॥ चन्द छी आति बलारिष्ट देता 
जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, चन्द्र की भांति बार देता है । गुरु 
इस स्थान में यदि स्वक्षेत्र स्वोच्च अथवा निज र न पे पजू लत रथान में यदि स्क्षेत्र सर्वोच्च अथवा भित्र राशि मे हो तो देताँहे। 
अन्यथा स्थित होने पर तथा पापदूष्ट होने पर पुत्र की प्राप्ति में बाधक 
है । 

13, पागलपन- चूंकि पागलपन में बुद्धि का थिगड़ना अतिवाद 6 पागलपन में बुद्धि का बिगडना अनिवार्य है 


और पंचम स्थान बुद्धि का है; अतः पागलपन की समस्या का उत्तर दूइ पंचम स्थान बुद्धि का है: अतः पागलपन की समस्या का उत्तर 


Scanned by CamScanner 


92 पचम भाव 


में लग्न, चतुर्थ भाव, प्र“ बुध के अतिरिक्त पंचम भाव का विचार कः बुध के अतिरिक्त पंचम भाव का विचार करना 
झु 


भी आवशयक है (देखिये कु० सं० 16) । 


14. पापी ग्रह-जो ग्रह निसर्ग से पापी है. जैसे- “मंगल, शनि, सूर्य 
वह जब पंचम भाव में पड़ जाता है तो निर्बल हो जाता है । इस अवस्था 
में ये उन भावों को, जिनके कि ये स्वामी हों, हानि पहुंचाते हैं | अतः शुभ 
घरों के स्वामी, परन्तु नैसर्गिक पापी ग्रह, जब पंचम भाव में स्थित हों तो 
उन पर शुभ दृष्टि आवश्यक है: अन्यथा वे अनिष्ट फल देते हैं | 

यदि पंचम भाव में चन्द्र पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो पिता को तुरन्त 
ही अरिष्ट (रोग) होता है । इस सम्बन्ध में देवकेरलकार' का कहना है:- 

पापयुते चन्द्रे शनिअंगारकवीक्षिते । 
पितारिष्ट जन्म दाये दशांशन्हभुक्तिषु । । 


[ RE अर्थात्‌ यदि पंचम भाव में स ऊ थित हो और उस्‌ पर शनि तथा मंगल स्थित हो और उस पर शनि तथा मंगल 
की दृष्टि हो तो जातक की जन्म दशा जे जज ड़ द त दीन दशा अर्थात्‌ पहली दशा में ही तथा दशानाथ पहली दशा में ही तथा दशानाथ 


के नवांश के स्वामी की भुक्ति में ल ज 1 पिता को महान शारीरिक कष्ट होता है । को महान्‌ शारीरिक कष्ट होता है । 
स्थान (जो कई पंडितों की सम्मति में पिता का भाव है) से अष्टम बनता 
है और वहां पाप ग्रहों का प्रभाव है, बल्कि 

भाव पिता के भाव (नवम भाव) 


` पीड़ित होता है तो दो प्रकार से 
तो इसलिए कि "भावात्‌ भावम्‌' सिद्धांतानुसार 


के कारण नवम भाव ही समझा जाएगा । दूसरे, अरिष्ट का उल्लेख करते 
` इए वराह मिहिर आचार्य ने अपने ब्रहज्जातक ग्रंथ में लिखा ह 


सुत-मदन-नवान्त्य-लग्न-रन्धरेषु । 
अशुभ युतो मरणाय शीतरश्मि | | 


प कप्रभिद्ध प्रथ क सरत स्पनर चा 0 . इस प्रसिद्ध ग्रंथ का सरल रूपान्तर 'चन्द्रकला नाड़ी' नाम से छपा जै 


है । पाठक इस पते से मंगा सकते हैं- रंजन पब्लिकेशन्स, 10, अंसारी रोड, 
नई दिल्ली- 110002 


Se mn 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 93 


अर्थात्‌ जब चन्द्र किसी लग्न से पंचम, सप्तम, नवम, प्रथम अथवा अष्टम 
भाव में पापी ग्रहों से युक्त होता है तो मनुष्य की मृत्यु जन्म के शीघ्र बाद 
ही हो जाती है | इस सिद्धान्त को यदि पिता की लग्न पर लगाया जाये 
तो स्पष्ट है कि पिता के स्थान (नवम) से नवम स्थान अर्थात्‌ पंचम स्थान 
में पापयुक्त चन्द्र पिता को अरिष्ट देगा । 


1, _मेष-मंगल, पंचमेश तथा द्वादशेश बनता है । यदि मंगल बलवान्‌ पंचमेश तथा द्वादशेश बनता है । यदि मंगल बलवान्‌ 
हो तो धन आदि का देने वाला होता है: क्योंकि द्वादशेश इतर राशि का 


.फल करता है | यदि मंगल मिथुन राशि का सप्तम में हो तो मनुष्य को 
अतिशय विषयी बनाता है । मेष राशि में स्वक्षेत्री मंगल भी द्वादशेश होने 


के कारण कर्मो की हानि करने वाला होता है । बलवान्‌ मंगल (पंचम से कारण कर्मों की हानि करने वाला होता है । बलवान्‌ मंगल (पंचम से 


इतर स्थान में) पुत्र की प्राप्ति करवाता है | प्राप्ति करवाता है । निर्बल मंगल से विद्या की हानि 
होती है, पुत्र द्वारा धन का नाश होता है तथा पुत्र को अण्डकोषों में रोग 


होता है | यदि कुण्डली में कोई ग्रह विशेष रूप से पीड़ित एवं निर्बल है तो 
वह पंचम से जिस भाव का स्वामी है, उस भाव संख्या के अनुरूप पुत्र के 
शरीर के अंग में व्याधि आदि देगा, क्योंकि मेष राशि से पंचम स्थान में पड़ 
जाने के कारण पुत्र के लिए प्रत्येक ग्रह का स्वामी उसी संख्या की राशि 
का स्वामी होने से उस सख्या द्वारा प्रदर्शित अंग का विशेष प्रतिनिधित्व करता 
है । 


2. वृषभ-शुक्र योगकारक होने के कारण अतीव शुभ, धन, पदवी आदि योगकारक होने के कारण अतीव शुभ, धन, पदवी आदि 
_का देने वाला होता है । बलवान्‌ शुक्र पुत्र द्वारा शुभ कार्यो को करवाने वाला, देने वाला होता है । बलवान्‌ शुक्र पुत्र द्वारा शुभ कार्यो को करवाने वाला, 
मन्त्रणा-शक्ति तथा शासन शक्ति को देने वाला होता है । यदि शुक्र निर्बल, को देने वाला होता है । यदि शुक्र निर्बल, 


पापयुक्त, पापदूष्ट हो तो शुक्र अपनी भुक्ति मे थोड़ा लाभ कराता है । पुत्र , पाषद्रष्ट हो तो शुक्र अपनी मे थोड़ा लाभ कराता है । पुत्र 


| 
Scanned by CamScanner 


94 पंचम भाव 


द्वारा कर्मो .का नाश होता है, अपने विचारों के कारण राज्य से विरोध हो 

जाता है | R41 
3.मिथुन- बुध साधारण बलवान्‌ हो तो कोई विशेष लाभ नहीं देता 

क्योंकि यह अष्टमेश भी हो जाता है । बुध विशेष बली हो तो अचानक लाटरी 


आदि से लाभ पहुंचाता है: व्यक्ति बुद्धिमान्‌, सुशिक्षित होता है | यदि शनि 

आदि का प्रभाव पंचम भाव पर हो और पंचमेश तथा गुरु पर भी पाप प्रभाव 
हो तो सन्तान नहीं होती तथा पेट में वायु रोग होता है | पंचम भाव दशम 
से अष्टम है | अतः पति अथवा पत्नी (सप्तम स्थान) की माता की आयु 
का द्योतक है । अतः पंचम भाव तथा बुध यदि मंगल आदि से पीडित हों 
तो पति अथवा पत्नी की माता शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होती है | 


4. कर्क-पंचमेश चन्द्र यदि बलवान्‌ हो तो पुत्र अच्छी उन्नति करता चन्द्र यदि बलवान्‌ हो तो पुत्र अच्छी उन्नति करता 
_है । यदि निर्बल हो तो पुत्र को छाती के रोग न्यूमोनिया, खांसी आदि होते । यदि निर्बल हो तो पुत्र को छाती के रोग , खांसी आदि होते 
। _है । चन्द्र बलवान हो तो मनुष्य की स्मरण शक्ति बलवान्‌ होती है, विद्या भी । चन्द्र बलवान हो तो मनुष्य की स्मरण शक्ति बलवान्‌ होती है, विद्या भी 
। अच्छी होती है। 
5. सिंह-सूर्य पांच नम्बर की राशि तथा पांच नम्बर के -सिह-सूर्य पाच नम्बर की राशि तथा पांच नम्बर के भाव, दोनों 
| का स्वामी हो जाता है | अतः यदि पापयुक्त अथवा पापदृष्ट हो तो पेट में 
रोग देता है । यदि राहु आदि से पीडित हो तथा राहु आदि का प्रभाव पंचम 
भाव पर भी हो तो दिल का रोग (11९३/१ 11000०) देता भाव पर भी हो तो दिल का रोग (1870 170५0) देता है, क्योंकि सिंह 
राशि तथा सूर्य दिल है तथा राहु अचानक आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध है ! तथा सूर्य दिल है तथा राहु अचानक आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध है ! 
6. कल्या-_बुघ द्वितीयाधिपति तथा पंचमाधिपति होता है यदि बलवान्‌ 
हो तो मनुष्य को विद्वान्‌, महान्‌ वक्ता (04०7) धनी और बद्धिमान बनाता 
4 उसका विशेष मान पाता है । शरीर से सुन्दर होता है । यदि 
रब युक्त, पापद्ष्ट हो तो धन का नाश होता है, विद्या अल्प होतं 
, शीघ ही है, वाणी में दोष होता है, पुत्र द्वारा धन का नाश. 
४! 


त | न्‌ a 
€ न 


नक? 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 95 


7. तुला-शुक्र पंचमेश तथा द्वादशेश बन जाता है ! यदि बलवान्‌ हो 
तो बहुत धन देता है, क्योंकि द्वादशेश अपना इतर राशि का फल करता 
है. जो कि शुभ पंचम त्रिकोण में पड़ती है | यदि शुक्र सप्तम स्थान में हो 
तो मनुष्य अतिशय विषयी होता है, क्योंकि भोग स्थानों के स्वामी का योग 


भोग स्थान से एक भोगी ग्रह द्वारा हो जाता है । बलवान्‌ शुक्र बहुत कन्या 
(सन्तान) देता है । शुक्र निर्बल हो तो पुत्र नाश होता है । शुक्र पर प्रभाव रो 
पुत्र के मरण की विधि का ज्ञान होता है, क्योंकि शुक्र पचम भाव का लग्नेश 
तथा अष्टमेश है । यदि पंचम भाव को लग्न मानने पर, शति बलवान्‌ होकर 
स्थित हो तो पुः हो तो पुत्र उच्च पदवी प्राप्त करता है | 

३5 हियेकाडगलपशमःकेन्राथा पंवमात्रिकोाका सा 
से योगकारक शुभ ग्रह है और धन, पदवी देने वाला होता है । अपनी भुक्ति है । अपनी भुक्ति 
में बहुत शुभ फल करता है । मंगल बलवान्‌ हो तो अपनी बुद्धि के प्रताप 
संसार में मान प्राप्त करता है । यदि मंगल निर्बल हो तो उसके मान को 
उसकं पुत्र अथवा दूसरी सन्तान द्वारा हानि पहुंचती है । उसकी विद्या में पुत्र अथवा दूसरी सन्तान द्वारा हानि पहुंचती है । उसकी विद्या में 
बाधा पड़ती है, उसके पेट में रोग आदि होते हैं | 


9. धनु-यदि गुरु बली हो तो पुत्र देता है, नहीं तो बडुधा थोड़ा भी | 
पाप प्रभाव से गुरु पुत्र देने में असमर्थ हो जाता है । बलवान्‌ गुरु उच्च विद्या 
देता है मंत्रणा शक्ति देता है ! निर्बल गरु बडी बहिन के विवाहित जीवन 
को बिगाडता है क्योंकि गुरु बड़ी बहिन के भाव (एकादश) से सप्तमेश होकर 
तथा पतिकारक होकर जब पाप प्रभाव में होता है तो एकादश के विवाहित 
जीवन पर प्रभाव पड़ता है । 


10. मकर-यदि शनि बलवान्‌ हो तो व्यक्ति की कई लड़कियां होती 


हैं । इसके पुत्र की वाणी कर्कश होती है | यदि शनि निर्बल हो तो पुत्र कार्य 
में बाघा डालने वाला होता है । 


Scanned by CamScanner 


96 पंचम भाव 


, 11. कुम्भ-शनि योगकारक, शुभ फलदाता, धन, मान, पदवी दाता 
हो जाता है | बलवान्‌ शनि शत्रु पुत्र से सुख देता है, पुत्र द्वारा भूमि की 


प्राप्ति भी होती है । यदि शनि निर्बल, पापयुक्त, पापद्वृष्ट हो हो तो पुत्र से दुःख, 


RRR 


गह.त्याग, अल्प विद्या, अल्प धन होता है । 


12. मीन-गुरु दो शुभ भावों का स्वामी होने से अतीव शुभ फल 
का देने वाला हो जाता है | बलवान्‌ गुरु, कुटुम्ब का सुख, पुत्र का सुख 
विद्या का सुख, वाणी का सुख (011०/५) आदि हर ' प्रकार का सुख देने 
वाला हो जाता है,बल्कि गुरु जिस भाव तथा भावेश अथवा कारक पर दृष्टि 
डालता है उस भाव को धनी, मूल्यवान प्रशस्त बना देता है, जैसे शनि पर 
दृष्टि हो तो मनुष्य मूल्यवान्‌ भूमि का स्वामी हो जाता है । दै 


RS । 


| 
Scanned by CamScanner 


| 8. षष्ठ भाव | 8. षष्ठ भाव | 


गोद जाना: विपरीत राजयोग से प्रचुर 
हक रो. चोरी. हो जाना, दा 
1. परत्व तथा अन्यत्व-छठा भाव शत्रु स्थान कहलाता है । शत्रु 

निज हित की हानि करता है, अतः वह अपना नहीं, पराया कहलाता है । 
इस हेतु दूसरों, अन्यों, म्लेच्छों, इतर जाति, विदेशी आदि व्यक्तियों तथा वस्तुओं 
का विचार छठे भाव से किया जाता है । छठे भाव का विचार इस सन्दर्भ ' 
में करते समय ग्यारहवें भाव का विचार भी साथ ही साथ कर लेना चाहिए, 
क्योंकि ग्यारहवां स्थान छठे से छठा होने के कारण, `भावत्‌ भावम्‌' के नियमानुसार 
अपने में छठे भाव के गुण-दोष भी रखता है | इन दो भावों के अतिरिक्त 
ग्रहों में राहु जात्यन्तर का द्योतक है, अतः अन्यत्व (९०7०४४०१९५५) का विचार 
करते समय राहु का विचार भी आवश्यक है । जैसे किसी कुण्डली में द्वितीय 
भाव तथा उसके स्वामी पर षष्ठाधिपति, एकादशाधिपति तथा राहु, इन तीनों 
ग्रहों का युति अथवा दृष्टि द्वारा प्रभाव पड़ रहा हो तो उस मनुष्य का कुटुम्ब 
(द्वितीय स्थान)-अन्य हो जाता है, दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति गोद ले लिया 
जाता है । इसी प्रकार सर्वत्र अन्यत्व (F००।४११०५५) का विचार कर लेना 


चाहिए । 


2. चोट का योग-शत्रु अथवा बाधा का पहला काम चोट पहुंचाना 


है | अतः छठे स्थान रो ME OSE घाव, आदि का विचार किया जाता है जो रोशरूप 


है । बष्ठेश और एकादशेश, दोनों का काम चोट अथवा क्षति पहुंचाना है | 


Scanned by CamScanner 


98 षष्ठ भाव 


ग्रहों में मंगल चोट पहुंचाने वाला हिंसात्मक ग्रह है । जब रचयं मंगल ही 
षष्ठ तथा एकादश, दोनों का स्वामी बन जाए, जैरो कि मिथुन लग्न वालो 
के लिए होता है तो यह मंगल अपनी स्थिति आदि रो प्रभावित अंगों पर 
चोट आदि लगाता है, जैसे मिथुन लग्न में स्थित मंगल सिर में चौट देता 
है | इसी प्रकार मिथुन लग्न वालों की कुण्डली में मंगल यदि अष्टम भाव, 
शनि तथा लग्नेश, तीनों को अपनी युति अथवा द्रष्टि द्वारा पीडित करता 
, हो तो मनुष्य की मत्यु चोट लगने से होगी, क्योंकि मत्यु के कारण को दर्शाने 
वाले अंगों, जैसे अष्टम भाव, अष्टमेश तथा लग्नेश सभी पर मंगल का क्षतिदायक 
प्रभाव पड़ता है | 


3. रोग कारक-जेसा कि ऊपर दर्शाया जा चुका है छठा भाव कि ऊपर दर्शाया जा चुका है छठा भाव रोग 
RNR Ming 


_का है । उधर शनि और राहु दो ग्रह रोग कारक नर शाने और राहु दो ग्रह रोग कारक (Sjgnificators of Disease) 
माने गए हैं | अतः स्पष्ट है कि यदि किसी जान गए है | अतः स्पष्ट है कि यदि किसी कुण्डली में राहु षष्ठ स्थान में, 
शनि की राशि में स्थित हो तो शनि तीन प्रकार से रोग देने वाला बन „~ पा ते हो तो शनि तीन प्रकार से रोग देने वाला बन जाएगा- 
6) रोग कारक होने से, (#) रोग स्थान का स्वामी होने (0 काक होन से, (४) रोग स्थान का स्वामी होने से, (#) राहु अधिष्ठित (॥) राहु अधिष्ठित 
राशि का स्वामी होने से | ऐसा शनि जिस भाव में स्थित होगा अथवा जिस 
भाव पर दृष्टि डालेगा उसमें रोग की उत्पत्ति कर देगा | उदाहरणार्थ कन्या 
लग्न हो और राहु छठे स्थान में हो तो शनि उपर्युक्त तीनों प्रकार से रोगदायक 
होगा । यह शनि यदि नवम स्थान में पड़ जाए तो रीढ़ की हड्डी, नितम्ब म 
आदि नवम स्थान प्रदर्शित शरीर के अंगों में दोष तथा रोग उत्पन्न करेगा । 
अपनी तृतीय स्थान तथा एकादश स्थान पर दृष्टि के कारण कान के रोग 
भी ला खड़े करेगा । छठे स्थान पर दृष्टि के कारण अन्तड़ियों को भी निर्बल 
बनाएगा । 


4. ऋणकारक-कर्ज अथवा ऋण भी हम दूसरों से, अन्यो से लेते 
हैं, अपनों से नहीं: क्योंकि अपने देकर लेते नहीं अतः ऋण का सम्बन्ध भी 
छठे स्थान से है । जब लग्न, द्वितीय तथा द्वादश पाप प्रभाव में हों और षष्ठेश 


का सम्बन्ध दूसरे भाव तथा उसके स्वामी से हो तो मनुष्य की आय कम, 
व्यय ज्यादा होकर, ऋण की उत्पत्ति होती है । 


पण 
SOS 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 99 


5. विपरीत राजयोग-राजयोग दो प्रकार का होता है--सामान्य 
राजयोग तथा विपरीत राजयोग । सामान्य राजयोग तब बनता है जब शुभ 
घरों के स्वामियों का परस्पर सम्बन्ध होता है और सम्बन्ध करने वाले ग्रह 
बलवान होते हैं । परन्तु विपरीत राजयोग, इसके विरुद्ध, तब बनता है जब 
अशुभ घरों के स्वामियों का परस्पर सम्बन्ध होता है और सम्बन्ध करने वाले 
ग्रह निर्बल होते हैं विपरीत राजयोग का फल अतीव शुभ माना जाता है: 
कारण कि कुण्डली में दो प्रकार के घरों का अस्तित्व है-एक भावात्मक; 
दूसरा अभावात्मक (१४८६०४४०) | जब अभावात्मक घर निर्बल हो तो अभाव 
का नाश होता है अर्थात्‌ ऋण, दरिद्रता, अल्पता का नाश होता है; जिसका अर्थ 
यह है कि मनुष्य सम्पन्न, श्रीमान्‌ तथा सब सुख-सामग्री से युक्त होता है | 
परन्तु भावात्मक शुभता बनी रहती है | अतः विपरीत राजयोग वाला सामान्य 
योग वाले की अपेक्षा अधिक धनी तथा सुखी होगा । उदाहरणार्थ कर्क लग्न,_ 
बुध पंचम स्थान में तथा शनि अष्टम में हो तो बुध विपरीत राजयोग बनाता विपरीत राजयोग बनाता 
है; क्योंकि बुध तृतीय भाव से तृतीय भाव तथा द्वादश भाव, दाना अशुज भावा क्योंकि बुध तृतीय भाव से तृतीय भाव तथा द्वादश भाव, दोनों अशुभ भावों 
को निर्बल बनाता है | पुनः उस पर अष्टमाधिपति शनि की दृष्टि उसको 
और अधिक निर्बल करती है | फल यह होता है कि द्वादश तथा तृतीय भावों 
की अनिष्टता नष्ट होकर महान धन की प्राप्ति होती है | इसी प्रकार यदि | 
मेष लग्न हो और बुध अष्टम भाव में हो तथा शनि द्वारा दुष्ट हो तो भी । 
विपरीत राजयोग बनता है; क्योंकि दो अशुभ स्थानों का स्वामी बुध नाश दो अशुभ स्थानो का स्वामी बुध नाश 


स्थान म पाथ रा मार 0 Ml पर. मन 
का ही तिस करता हुआ महान्‌ सुख तथा धन की सृष्टि करता है | दोनों 
उदाहरणों में बुध पर शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए | बुध पर शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए | 

6. मामा के सम्बन्ध में-छठा स्थान चतुर्थ से तृतीय होने के कारण 
माता के छोटे भाई का स्थान बनता है | अतः मामा का विचार छठे भाव 


_तथा मामा के कारक बुध ग्रह द्वारा करना चाहिए | मामा क॑ कारक बुध ग्रह द्वारा करना चाहिए । 

7. चोरी का वोग-मिथुन लग्न वालों के लिए तो मंगल और भी 
अधिक चोर का प्रतिनिधि हो जाता है । एक तो मंगल स्वयं चोर कारक 
है: दूसरे, यह लग्न से चौर्य स्थान (छठे भाव) का स्वामी बन जाता है । 


क 


Scanned by CamScanner 


100 षष्ठ भाव 


तीसरे, यह एक अन्य चौर्य स्थान अर्थात्‌ एकादश रथान का भी स्वामी बन 
जाता है (एकादश भाव छठे से छठा होने के कारण, 'भावा त्‌भावम्‌' कै रिद्धान्तानुरार 
छठे जैसा कार्य करता है) । अतः मिथुन लग्न की कुण्डली में मंगल यदि 
तुजा राशि में स्थित हो अर्थात्‌ पंचम भाव में स्थित हो तो मनुष्य का धन 
चोरों द्वारा नष्ट होता है । तुला में स्थित मंगल पंचम, भाव नवमात्‌ नवम 
भाव अर्थात्‌ भाग्य की हानि करेगा । देवकेरलकार ने कहा भी है- 

स्वोच्चांशे तोलिगे भौमे चोरद्रेष्काणसंयुते । 

लग्ने च भिथुने जातः चौरापहृतवित्तमान्‌ । । 

| मंगल तुला राशि में अपने उच्च अश मे तथा चोर द्रेष्काण में 

स्थित होकर स्थित होकर मिथुन 7 लग्न में उत्पन्न हुए लोगों का चोरों द्वारा धन अपहरण 
कल उत्पन्न हुए लोगो का'चो रा द्वारा धन अपहरण 

है । 


8. हिंसात्मक वृत्ति-मिशुन राशि में लग्न मे ~€ युन राशि में लग्न में मंगल हो और'बुध पर 


। भा 9. विरोध किससे-यदि छठे ॐ स्थान में कोई शुभ ग्रह“स्वक्षेत्री होकर में कोई शुभ ग्रह 'स्वक्षेत्री होकर 
पदा को ज साथ केतु भी हो तो उसके शत्रु महान होते हैं। जिस हो और उसके साथ केतु भी हो तो उसके शाजु महान होते हैं । जिस 
क) जी ग्रह पर प्रभाव पड़ता हो उसके सम्बन्ध में शत्रुता खर स्वक्षेत्री ग्रह पर प्रभाव पड़ता हो उसके सम्बन्ध में खड़ी 

'> ती है । ग ह | उदाहरणार्थ, जवाहरलाल नेहरू की =-= क कुण्डली में गुरु धनु राशि मे 


कंतु के साथ छठे घर में है । अत: उसकी आप क ह दै । अतः उसकी शत्रु ब्रिटिश र ब्रिटिश सरकार जैसी महान्‌ 


ne _ शक्ति रही । ब्रिटिश सरकार को णाने वाला मंगल है जो ~ मंगल है जो तृतीय स्थान 
| SS द «i 


बहन स्थित होकर स्वक्षेत्री गुरु पर अपन गुरु पर अपना प्रभाव १ इष्टि द्वारा डाल रहा है । मुल्की ष्टि द्वारा डाल रहा है । मुज्की 


ज्योतिष ००8) में मंगल ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधि है । यदि /1101060) में मंगल ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधि है । यदि 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 101 


छठे स्थान पर केवल शुभ ही शुभ प्रभाव हो, पापी प्रभाव न हो, विशेषतया 
शुभ लग्नेश का प्रभाव हो तो मनुष्य अपने शत्रुओं से भी प्रीति करने वाला 
होता है ।. 


10. काल पुरुष और छठा घर-छठे भाव तथा उसके स्वामी की 


रोग होते हैं । 


इस व्यक्ति को हर्निया 
का रोग है | 6 संख्या के घर 
तथा उसके स्वामी पर शनि 
का प॒थकताजनक प्रभाव है | 
छठी राशि सूर्य तथा शनि के 
मध्य में होने से पथकताजनक 
प्रभाव में है । छठी राशि का 
स्वामी बुध प्रथकताजनक सूर्य कु० सं० 19 
के साथ है । अतः 6 नम्बर 
अंग अर्थात्‌ अन्तडियां अपने स्थान से प॒थक होकर हर्निया की सृष्टि कर 
रही हैं | 

11. महान्‌ कष्ट का योग-छठे भाव का स्वामी आठवें हो और निर्बल 
हो तो अपनी अन्तर्दशा में तथा ऐसे ग्रह की अन्तर्दशा में जो कि द्वितीय, 
सप्तम, द्वादश अष्टम आदि मारक भावों का स्वामी हो, मत्यु तुल्य कष्ट देता 
है | यदि इराकी अन्तर्दशा मत्यु खंड में आ जाए तो मत्यु हो जाती है । 

इसके अतिरिक्त छठी स्थिति कहीं भी अवांछनीय है. क्योंकि यह स्थिति 


शत्रुता, रोग, अड्चन आदि की द्योतक होती है, अर्थात्‌ जब दशा का स्वामी 
ग्रह तथा अन्तर्दशा का स्वामी ग्रह कुण्डली में एक दूसरे रो छठे.आठवें स्थित 


Scanned by CamScanner 


102 षष्ठ भाव 
हों तो वह दशा अन्तर्टजा मनुष्य को अपनी पदवी से हटा देती है अथवा 
उसका मरण कर देती ह | भाव यह है कि अपमान तथा अवनति करने वाली 
होती है । उपर्युक्त स्थिति को षडष्टक कहते हैं | 


6. अध्ययन माता के छेटे भाई की आयु तथा मरण विधि का निर्णय करने 
में करना चाहिए । माता के भाई के स्थान में मेष राशि के पड़ने के कारण 
मामा के लिए उसका प्रत्येक भाव उसी संख्या का हो जाता है जिस सख्या 
की राशि है । अतः किसी ग्रह के पाप प्रभाव से पीड़ित होने की अवस्था 
में मामा के लिए वह ग्रह विशेष अंग को तथा उसमें कष्ट को दर्शाएगा | 


७ TRO De ree NE Ne नी 


चोट के स्थान हैं । अत: शुक्र और मंगल अपनी दे फन उ ज इस लग्न में जिस भाव, भावेश को लग्न में जिस ब क क पा भावेश को 


अथवा दृष्टि द्वारा प्रभावित करेंगे उसको चोट पहुंचाएंगे । जैसे 
मंगल तथा शुक्र मिलकर सप्तम स्थान मे बेठे हो जह जञ क़ दन स्थान मे बैठे हाँ तो स्त्री के शरीर पर भिर 
आदि से चोट पहुंचेगी । यदि मंगल तथा उर जरा प यदि मंगल तथा शुक्र दोनों अष्टम भाव में स्थित हों दोनों अष्टम भाव में स्थित हों 
चेर अष्टमेशं पर भी “गत डालें तो व्यक्ति की मत्यु आघात द्वारा होनी 


¢ = यदि खक और शनि दोनों अपनी युति अथवा इरि द्वारा किसी भाव और शनि दोनों अपनी यरि अथवा दृष्टि द्वारा किसी भाव, 


| £ को प्रभावित करें तो उस भाव द्वारा ज्ज 77777 आव द्वारा प्रदर्शित अंग मे रोग होगा । जैसे अंग में रोग होगा । जैसे 
शुक्र तथा शनि पंचम भाव में हों तो पेट में निरन्तर रोग रहे | 


2. वृषभ- शुक्र छठे तथा एकादश भाव का स्वामी होता है । दोनों | 


rt 
Scanned by CamScanner 


कलित सूओ 103 


आ ™ 


का पाप प्रभाव हो तो बड़े भाई की आयु को स्वल्प करता है, क्योंकि षष्ठ 
न पकन मुध्यमदृ 
भाव एकादश का आयु स्थान । है तथा गुरु बड़ बडे भाई का कारक है । 

३ कर्क--इष्ठाधिपति चन्द्र यदि बलवान्‌ हो तो माता की छोटी बहिनों 


की संख्या को बढ़ाता है। यदि निर्बल हो तो उस संख्या को कम करता 


ss 


हे । निर्बल चन्द्र मामा की छाती में रोग उत्पन्न वा चन्द्र मामा की छाती में रोग उत्पन्न करता है, क्योंकि कर्क राशि: 
खाकी की प्रतिनिधि है । यदि चन्द्र बलवान्‌ तथा शुम हट 0 हो तो शत्रुओं से 
भी सद्व्यवहार करने वाला होता है । यदि चन्द्र अष्टम भाव मही त 3. भाव में हो तो बुरी 
काला? 2S es ७5 नससस सीता २ 
चेष्टाओं में तथा गम्भीर कार्यों में लगा रहता : है । 

5. सिंह-सूर्य षष्ठेश यदि बलवान्‌ हो तो माता का णमा डदि बलवान्‌ हो तो मामा को उच्च पदवी दिलाता 
है, शत्रु बलवान होते हैं । षष्ठाधिपति निर्वल लोक २ होते हैं । षष्ठाधिपति निर्बल होकर अष्टम, द्वादश आदि स्थानों 


मे स्थित हो तो रोग देता है। 


क्र 
A 
| 
| 
9 
गी 
ml 
A 
तक 
11५८ 
५ 
44 
श्र 
Ei 
3 
a 
श 
Ea 
2k 
८1 
। 4 


CF ER en en पाका I SE तह 7 


घाषयुक्त, पापद्ृष्ट होना और शुम टि से क सय होना और शुम दृष्टि से रहित होना विपरीत राजयोग 
को बनाता है जो कि लाखों रुपये देने वाला नम न बनाता है जो कि लाखों रुपये देने वाला योग है । बुध निर्बल होने से 
मामा तथा छोटी बहिन के जीवन को हानि पढन मनन छो बहिन के जीवन को हानि पहुंचाता है । बुध यदि द्वितीय 
भाव ज्वा घनेश से सम्बन्ध करे तो ऋणी बनाता दै बू 7 उनेश से सम्बन्ध करे तो ऋणी बनाता है । बुध का निर्बल होना 
तथा छठे माव का पापी ग्रहों द्वारा प्रभावित होना अन्ताडनी तणा 12 ९ पापी ग्रहों द्वारा प्रभावित होना अन्तडियो तथा पेट में टाइफाइड 
एपेन्डीसाइटिस, हर्निया आदि रोगों को उत्पन करता ६. हर्निया आदि रोगों को उत्पन्न करता है । ` 

7. तुला-यदि शुक्र बलवान्‌ हो तो मामा को लाभ पहुंचाता है अन्यथा 
हानि । शुक्र को प्रभावित करने वाले ग्रहों से मामा की मृत्यु के कारण ज > जल द्माद्ित करने वाले ग्रहों से मामा की मृत्यु के कारण का 


ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । यदि शुक्र बलवान्‌ हो तो नाता क श” प्राप्त करना | यदि बलवान्‌ हो तो माता की छोटी बहिनों 


= 


की संख्या अधिक होगी अन्था कम । शुक्रशुभ दृष्ट हीतीशत्रुसे रसर संख्या अधिक होगी अन्यथा कम । दृष्ट हो तो शत्रु से भी सद्व्यवहार 
करने वाला होता है । 


Scanned by CamScanner 


मंगल हिंसाप्रिय है, फिर हिंसा स्थान _(छठे) का 
कादश स्थान भी छठे से छठा होने के कारण हिंसात्मक ई 
में बहुत हिंसा का समावेश हो जाता है । यदि केतु भी षष्ठ. अथ 
स्थान में पड़ा हो तो मंगल उग्रतम रूप में हिंसात्मक बन जाता है 
छु १ है कि जितना.जितना अधिक इस मंगल का प्रभाव लग्नादि पर पड़ेगा 
उतना-उतना अधिक हिंसाप्रिय होता चला जाएगा । यदि ऐसा मंगल : 
में (मिथुन राशि मे) हो और चन्द्र पर मंगल की दूष्टि हो तो मनुष्य घात 
(Murderer), लुटेरा आदि होता है | | खु 


त 


कोई विशेष शुभदायक नहीं होता । बलवान्‌ गुरु मामाओ को पख 
को बढाता है, यदि शी बढ़ाता है, यदि गुरु निर्बल हो तो भाग्य में हानि किसी ब्रात्मण आओ 
i, 

होती है | हर 


| 
| 2. धनु-गुरु नवमेश होने के कारण अन्ततोगत्वा शभ ही 
| 


10. मकर-मामा कर्कश वाणी बोलता हे, क्योंकि शनि वाणी के # वो 
का स्वामी है | शनि का बलवान्‌ होना धन के लिए अच्छा नहीं है । ३ ने | 
अष्टम में अथवा द्वितीय में बहुत कष्टप्रद होता है । यदि शनि हो 
वो मामा की छोटी बहिनो की संख्या अधिक होती है। 


nnn, 


रे १ 12. मीन-गुरु का निर्ब का निर्बल होना अभीष्ट है, क्योंकि गरु दो अर 
) ४. % भावों--ततीय तथा षष्ठ का स्वामी जामा के द „7.८ का स्वामी होता है । बलवान्‌ गुरु छोटे भाई तथा 
४7“ मामा को सुख देता है, परन्तु धनाधिपति लाभाधिपति से सम्बन्ध करने ६ 
Fi धन में कमी तथा ऋण की पा प्या ऋण की उत्पत्ति करता है । झि 
वि रण” उपि करता है 


Scanned by CamScanner 


_वैवाहिक सुख: बड़े घर से शादी: बहु विवाह >» 
विवाह और उसका समय: प्रेम विवाह: तलाक 


1. कामातुरता-यदि सप्तम स्थान तथा उसके स्वामी के साथ तथा 
पर प्याप ् ् ७ 
शुक्र के साथ मंगल स्थित हो अथवा मंगल की दूष्टि हो तो मनुष्य कामातुर 


होता है । सप्तमाधिपति का द्वादशाधिपति से व्यत्यय (६४०१००४०) भी मनुष्य | 


को कामातुर (५८५ 7५५००) बनाता है, क्योंकि दोनों स्थान कामतृप्ति के हैं 
और साद्रश्य के सिद्धान्तानुसार काम की अधिक सृष्टि होती है | 


2. देवकेरलकार का मत है कि सप्तम भाव का स्वामी यदि द्वादश. 
स्थान मे स्थित हो तो मनुष्य गुप्त रूप से कामातुर (5०४ 10०८) होता है और में स्थित होतो मनुष्य गुप्त रूप से कामातुर (५८६ ridden) होता है और 


अपनी स्त्री से निषिद्ध दिन तथा समय में भी अतीव कामुक होता है । उदाहरणार्थ स्त्री से निषिद्ध दिन तथा समय में भी अतीव कामुक होता है । उदाहरणार्थ 


वृश्चिक लग्न वालों का व्यय स्थान में सवक्षेत्री शुक्र ऐसा योग बनाता है । 
इसी प्रकार शुक्र यदि सप्तम भाव में भी व्रषभ राशि में स्वक्षेत्री हो तो ए 
कामातुरता देता है: क्योंकि भोग स्थानाधिपति की काम रथान में स्थिति होत, 
है । 


हो जाए तो और अधिक कामातुर बना देता है । 


Scanned by CamScanner 


सप्तम भाव 


100 


3. प्रेम विवाह-जिस व्यक्ति की कुण्डली में सप्तमेश का व्यत्यय 


पंचमेश से होता है उसका विवाह प्रेम विवाह (1,0५८-॥०77०४८) होता है क्योंकि 
“mss 
पंचम भाव प्रियतमा का है और सप्तम विवाह का । 


4. विवाह कब - सामान्यतया विवाह का समय सप्तमाधिपति की प्रकृति 


पर निर्भर करता है । बुध सप्तमाधिपति हो तो विवाह 16 वर्ष की आयु में 
| | हो जाता है | मंगल सप्तमेश हो तो 18 वर्ष की आयु में, शुक्र हो तो 20.चन्द्र 
| हो तो 22. गुरु हो तो 24. सूर्य हो तो 26. और शनि हो तो 28 वर्ष की आयु 
| में हो जाता है | अतः जिन पुरुषों की लग्न धनु अथवा मीन हो उनका विवाह 
प्रायः शीघ्र हो जाता है । यह नियम साधारण है और पुरुष की कुण्डली 
_पर लागू होता है । स्त्री की कुण्डली में विवाह का समय दो वर्ष पूर्व अर्थात्‌ 
निम्नलिखित वर्षो में होता है-बुध 14. मंगल 16, शुक्र 18. चन्द्र 20. गुरु 22. 
सूर्य 24. शनि 26. परन्तु कुण्डली चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष,की उपर्युक्त 
वर्ष समीकृत (4४८४४०) वर्षो से भी कम उम्र में हो जायेगा । शुभ ग्रह का 
योग हो तो विवाह दो वर्ष समीकृत वर्षो से पूर्व हो जाता है । शुभ ग्रह की हो तो विवाह दो वर्ष वर्षो से पूर्व हो जाता है । शुम ग्रह की 
द्रृष्टि विवाह की अविध को 4 वर्ष शीघ्र कर देती है | इसी प्रकार पापी ग्रह 


ज CE Wee UD UNE TSE? जहर s कमर? न त उ ही छी 


कर देती है । इस प्रकार सप्तम भाव, सप्तमेश तथा शक्र पर [परुन ऊन्ड भाव, सप्तमेश तथा शुक्र पर (पुरुष कुण्डली 
में) और सप्तम भाव, सप्तमेश तथा गुरु पर (स्त्री कुण्डली में) शुभ-अशुम 
प्रभाव के निरीक्षण से विवाह का वर्ष निकालना चाहिए । विंशोत्तरी दशा पद्धति 
में जो दशा, अन्तर्दशा इस वर्ष के समीप उपयुक्त हो उसमें विवाह की अवधि 
अन्तिम निश्चय करना चाहिए | 


म उपर्युक्त विवरण में ग्रहों की वर्ष संख्या उनकी नैसर्गिक आयु को 

ध्यान में रखकर दी गई है । बुध कुमार है, अत: उसको सबसे थोड़े वर्ष 
शनि अतित्वद्ध है, अतः उसे सबसे अधिक वर्ष दिए गये हैं . जैसा कि होराशतक 
में लिखा है- 


है 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 107 


सोमात्मजो भौमो भृगुश्च सोमो, 
देवेन्द्रपूज्योर्कः तथा च मन्दः । 
क्रमेण कालस्य दिशन्ति मात्राम्‌, 
सौम्यस्तु स्वल्पो मंदस्तु दीर्घः । 
अर्थात्‌ बुध, मंगल, शुक्र, चन्द्र, गुरु, सूर्य तथा शनि क्रमशः काल की मात्रा 
को जतलाते हैं | बुध सबसे थोड़ी मात्रा और शनि सबसे अधिक मात्रा | 
बुध का तो नाम ही कुमार है, अतः कुमार अवस्था से इसका विशेष सम्बन्ध 
है और यह ग्रह शीघ्र कार्य करने वाला है । इसीलिए संभवतया देवकेरलकार 
ने मीन लग्न के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा है- 
ग्रन्थान्तरे मीनलग्ने स्वक्षेत्रे सोमनन्दने । 
अतिबाल्ये विवाहः स्यात्‌ सम्पददाये शुभे खगे । । 
आ आय अलग कफ एक अन्य ग्रन्थकार का कहना है कि यदि मीन लग्न में जन्म | 
हो और बुध सप्तम भाव में स्वकेत्री होकर स्थित हो तो मनुष्य की अतीव 
बाल्यावस्था में, जबकि जन्म से दूसरी महादशा चल रही हो, विवाह हो जाता जबकि जन्म से महादशा चल रही हो, विवाह हो जाता 
है । विवाह काल होने का सक । विवाह के शीघ्र होने का एक और भी योग है । वह है लग्नाधिपति तथा 
सप्तमाधिपति का युति अथवा दृष्टि द्वारा पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध | इस । 


---द (GG डू नै समीपवर्ती हों तो बाल्यावस्था में विवाह 
ख्ओेे फल — 


होता है | हमारे अनुभव में यह बात आंशिक रूप कडा दाई अनभव में यह बात आंशिक रूप से सत्य है. क्योकि विवाह 
* शीघ्र अथवा विलम्ब से होना न केवल सप्तम भाव अथवा उसके स्वामी 
पर ही निर्भर करता है, अपितु सप्तम भाव के कारक (पुरुषों के लिए शुक्र, 
स्त्रियों के लिए गुरु) पर भी निर्भर है । ॥ 

5. कुज दोष और विवाह में विलम्ब-जब कुज अर्थात्‌ मंगल लग्न 
में, लग्न से चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश स्थानों में किसी स्थान में 
स्थित हो तो कुज दोष उत्पन्न करता है जो विवाह में विलम्ब करने के अतिरिक्त 
स्त्री अथवा पुरुष के जीवन साथी (7१/1१०7 ० ॥८) की आयु क्षीण करने 
वाला भी होता है । 


Scanned by CamScanner 


108 सप्तम भाव 


इसका कारण यह है कि जब मंगल उपर्युक्त पांच स्थानों में से किसी 
भी स्थान में स्थित होगा तो सप्तम भाव पर अथवा उनकी आयु पर प्रभाव 
डालेगा । लग्न में मंगल सप्तम को देखता है. चतुर्थ में स्थित भी सप्तम 
को देखता है । सप्तम में स्थित सप्तम को तो प्रभावित करेगा ही | अष्टम 
में स्थित द्वितीय भाव को देखता है जो कि सप्तम भाव का आयु स्थान है 
और द्वादश भाव में स्थित सप्तम को पुनः देखता है । परन्तु स्मरण रहे कि 
कभी ऐसा भी हो सकता है कि मंगल कुज दोष उत्पन्न कर रहा हो और 
फिर भी जीवन साथी की आयु दीर्घ हो, कारण यह है कि जीवन साथी 
(Life parner) की आयु की मात्रा केवल मंगल की द्रष्टि पर ही निर्भर नहीं 
करती, बल्कि सप्तम भाव की प्रबलता अथवा निर्बलता, सप्तमेश की प्रबलता 
अथवा निर्बलता तथा सप्तम कारक (पुरुषों के लिए शुक्र, स्त्रियों के लिए गुरु) 
पर भी निर्भर करती है । इन सब अंगों को हिसाब में लेकर जीवन साथी 
की आयु का अन्तिम निश्चय करना चाहिए ! 


6. बड़े घर की स्त्री-जब सप्तमेश एक महान ग्रह हो और अन्य 
महान अथवा मूल्यप्रद ग्रहों द्वारा युक्त अथवा द्रष्ट हो तो मनुष्य का विवाह 
राजघराने अथवा ऊंचे घराने में होता है । जैसे कुम्भ लग्न हो और सूर्य पर 
चन्द्र तथा गुरु की दृष्टि हो तो मनुष्य का विवाह किसी राजा अथवा नवाब 
की लड़की से होता है: कारण यह है कि (1 ) सूर्य स्वयं ग्रहों का राजा है । 
अतः सप्तमेश होने से स्त्री का सम्बन्ध ऊंचे घराने से करवाता है । (2)चन्द्र 
ग्रह सूर्य से दूसरे दर्जे पर है, 
अर्थात्‌ यह महान्‌ ग्रह है । पुनः 
गुरु न केवल स्वयं मूल्यकारक. 
है, अपितु धनेश है और आय 
भाव का स्वामी होने के कारण 
बहुत मूल्यप्रद है ।अत:अपनी 
दृष्टि आदि से गुरु तथा चन्द्र 


कु० रा० 20 


Scanned by CamScanner 


007 
ह (७ क 


भी मूल्यवान, धनी 


तलाक अथवा स्त्री त्याग और 

द्वादशेश में से दो अथवा दो से अधिक ग्रहों का 

पुरुष सम्बन्धी सप्तम भाव, उसके स्वामी तथा उसके र पर 

तो इरा कार्य की प्रकृति प्रथकताजनक (S€parative) होने के कारण मनुष्य Rs 

| अपने जीवन साथी (Partner in life) से प्रथक हो जाता है । इसी प॒थकता । ग 
का एक रूप तलाक है । यह प्रथकता विवाहित जीवन के आरम्भ ही में हो 
जाती है यदि ॥) सप्तम भाव का स्वामी बुध हो: क्योंकि बुध कुमार है और 
अपनी अवधि के प्रारम्भ में ही फल दे देता है । 


परे 1 


(॥) सप्तम भाव पर 
उपर्युक्त प॒थकताजनक प्रभाव 
की मात्रा बहुत अधिक हो, 
अर्थात्‌ तीन अथवा चार प्रभाव 
पड़ रहे हों और वे प्रभाव तीनों 
ही अंगों अर्थात्‌ सप्तम भाव, 
सप्तमेश,सप्तमकारक (पुरुषों 
के लिए शुक्र, स्त्रियों के लिए 
गुरु) पर हों । 

8. स्त्री पक्ष से. 
धन-यदि सप्तमेश तथा शुक्र लग्न, पंचम, नवम अथवा एकादशा भाव ग ह पंचम, नवम अथवा एकादश भाव में इकटठे 
होतो मनुष्य को विवाह के फलस्वरूप स्त्री पक्ष से अच्छे धन की प्राप्ति होती 
ET 

9 पत्नी का सुन्दर होना-उस पुरुष को सुन्दर पत्नी प्राप्त होती का सुन्दर होना-उस पुरुष को पत्नी 
है जिसके सप्तम भाव में सम (५०१) राशि हो, सप्तमेश भी सम राशि 
हौ और सप्तम का कारक शुक्र भी सम राशि में हो तथा सप्तमेश एवं अष्टमे 


कु० सं० 21 


Scanned by CamScanner 


“5 


5 2 
१ + 


जब स्त्री की कुण्डली में उसके लग्न तथा चन्द्र लग्न सम 
. राशि में होने हैं तथा शुभ दुष्ट हों तो वह स्त्री सुन्दर भी होती है आर 


स्वभाव वाली, धनी और गुणवती भी | क. 


10. बहु विवाह-यदि राहु, द्वादशेश तथा पंचमेश का छठे भाव तथा 
उसके स्वामी से सम्बन्ध हो: चाहे वह सम्बन्ध दृष्टि द्वारा हो अथवा य " 
डारा और सप्तमेश बलवान्‌ होकर लाभादि भावों में हो तो मनुष्य की एक हा 
साथ कई स्त्रियां होती हैं | कारण कि स्त्री भाव को लग्न मानने से द्वादशेश | 
और पंचमेश सप्तम भाव से क्रमशः षष्ठेश तथा एकादशेश बन जायेंगे अत्त . 
षष्ठेश तथा एकादशेश तथा राहु तीन म्लेच्छ तथा अन्यत्व द्योतक ग्रहों का ह 
प्रभाव स्त्री के द्वादश पर पड़ेगा | स्त्री के शैया सुखों का पंचम में ने | 


का अर्थ यह होगा कि इसके भोग योग में अन्य स्त्रियां भागीदार हो रही 11 त | 
हैं। 


0. केन्दरानिपत्यदोष-कन्या और मीन लग्न वालों के गुरु तथा वा | 
कर के डाविषत्य दोष से दूपित होते है. क्योकि थे ग्रह तथा शुक्र निवल होकर. 
द्वितीय, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, द्वादश इन अनिष्ट भावों में स्थित हों तो अपनी 5 
अन्तर्दशा में कष्ट तथा रोग देते हैं । यही बात मिथुन तथा धनु लग्न वालों 


९ य बात | SS TO ज 
के गुरु तथा बुध पर भी लागू होत गुरु तथा बुध पर भी लागू होती है | 


12. मारकेश-सातवें भाव का स्वामी यदि निर्बल होकर, द्वितीय, 
, ष्ठ, अष्टम, द्वादश भावों में हो तो मारकेश होता है, क्योंकि अष्टम स्थान 


आयु का है और अष्टम का व्यय अर्थात्‌ सप्तम आयु के व्यय अर्थात्‌ मत्यु 
को दर्शाता है | द 


_ 1 मेष-मंगल सप्तमेश तथा द्वितीयेश बनता है । यदि वह बल 
3I {7 क - Me बा ६ ति हैः आर दीर्घ और यदि हि Se ति जा त छ र et 


| (१ 


हु dass 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र FI 


पहले भाव भें, दूसरी दूसरे भाव में, इसी प्रकार राशि की संख्या और भाव 
को संख्या एक हो जाती है । अतः यदि कोई ग्रह अतीव निर्बल अथवा पापयुर्कत, 


को कष्ट सोगा | लग्न के लिए मंगल दुगुना मारकेश होता हैः क्योकि यह 


द्वितीय तथा सप्तम भावों का स्वामी है और दोनों स्थान मारक स्थान कहलाते 
हे। el 

यदि पंचम भाव, सप्तम भाव अथवा द्वादश भाव में पड़ जावे तो अल 
होता है: क्योंकि ऐसी स्थिति में मोग तथा काम-वासना के भावी का पर 
सम्बन्ध हो जाता है और यह सम्बन्ध कामातुरता क यमा हो जाता है और यह सम्बन्ध कामातुरता को बहुत बढ़ाता है । ऐसे 

व्यक्ति का व्यय अधिकतर स्त्री पर होता है । यदि समर श ता 
भाव में स्थित राहु तथा मकर के स्वामी शनि का इ में स्थित राहु तथा मकर के स्वामी शनि की दृष्टि हो तो वह व्यक्ति 

विवाहित होकर भी दूसरी स्त्रियों से सम्बन्ध रखने वाला हाला |“ होकर भी दूसरी स्त्रियों से सम्बन्ध रखने वाला होता है: क्योंकि 

राहु में अन्यत्व है और शनि अन्य स्त्री है आर शुक्र सा मात क में अन्यत्व है और शनि अन्य स्त्री है और शुक्र स्त्री भाव का स्वामी तथा 

कारक होने से स्त्री का पूरा प्रतिनिधित्व करता है । 


3. मिथुन-यदि स्त्री की कुण्डली में मिथुन राशि सप्तम भाव मे. 
स्त्री शीघ्र ही पति से प्रथक हो जाती है, क्योंकि बुध सप्तमाधिपति विवाहित 
के प्रारम्भ में ही दिखला देता है । गुरु स्त्रियों के लिए पति ग्रह है ही । 

5 आई प्रथकताजनक ग्रहों का व्यापक प्रभाव तलाक प्रथकता आदि 
डा करता है । सप्तम भाव में 
विवाह कर लेते हैं: क्योंकि बुध शीघ्र फल देने वाला ग्रह है । हां, यदि 


पापी प्रभाव में हो और शुक्र तथा गुरु (स्त्री कुण्डली में) भी पाप प्रभाव म (स्त्री कुण्डली में) भी पाप प्रभाव मे. 
हों तो विवाह में विलम्ब हो जाता है | सप्तम भाव पिता की माता का आयु 


७ है, अतः यह भाव तथा बुध यदि निर्बल हो तो पिता की माता का 
सुख नहीं होता । 


Scanned by CamScanner 


. पु 


बल 


| 4. कर्क-चन्द्र यदि बलवान होकर सम राशि में हो तथा 

_ शशि में हो तो स्त्री सुन्दर होती है । चन्द्र यदि सूर्य से दूर शुभयुक 
. हो तो स्त्री की आयु को दीर्घ करता है | चन्द्र यदि द्वादश भाव 
(विलासी, भोगप्रिय, कामातुर होता है | 


5. सिंह-सूर्य सप्तमेश होने से स्त्री साहसी, मनस्विनी १५ है। 
यदि सूर्य निर्बल हो तो स्त्री अल्पायु होती है परन्तु शुक्र का विचार भी 
ही कर लेना चाहिए । सूर्य यदि चन्द्र, गुरु से द्रष्ट हो तो स्त्री बहुत 


घर से आती है ९ से आती है| सूर्य बलवान हो तो राज्य कृपा सूर्य बलवान हो तो राज्य प्राप्त कराता है: 
सप्तम भाव दशम से दशम है | 
£ रर र दशम हे. 


करने वाली होती है, पुरुष भी बुद्धिमान तथा ज्ञानप्रिय होता है, क्योंकि न 
हि. ततस और चतुर्थ भाव मन होता क 
EE Mr एओएओए 


7. चुला-शुक्र सप्तमेश तथा सप्तम कारक (स्त्री), दोनों होता है । अतः | 
० °" कारक (स्त्री), दोनों होता है । अतः 


[ = गनमणावपरशुमअथवाअशुभप्रभावविशेषफलदःयक तथानिश्चयात्मक [यक तथा निश्चयात्मक 1 
होता है । शुक्र यदि निर्बल हो तो स्त्री की मृत्यु शीघ्र हो जाती है, क्योंकि | 
निर्बलता स्त्री के लग्न तथा 


= ॐ लग्न तथा अष्टम दोनों आयु भावों पर अपना प्रभाव करेंगी |, 
शुक्र यदि पंचम अथवा द्वादश में ¬ फर दादश में स्थित हो तो बहुत कामवासना से युक्त तथा 
स्त्री-लोलुप कि 
` -स्त्री-लोलुप होता है । स्त्री की ¬> ` स्री की कुण्डली हो और शनि तथा शत 
eo ॥ ® Me 77० 

55) अति बहुत भाग्यशाली होता है 


| 
८2: 8. वृश्चिक-मंगल यदि बलवान हो तो पति अथवा पत्नी 
र आयु होती है । पाप प्रभाव में आया हुआ मंगल स्त्री पर व्यय 


यदि द्वादश सलल जोर कमाए फन अयगा सा अथवा सप्तम माव 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 113 


न की निक क 


स्त्री की कुण्डली हो और शनि तथा मंगल दोनों अपनी दृृष्टि द्वारा 
शुक्र तथा लग्न दोनों को पीडित कर रहे हों तो स्त्री का पति पत्नी के प्रति 
दुर्व्यवहार तथा क्रूरता करने वाला होता है, क्योंकि शनि तथा मंगल पति के | 
लग्नेश तथा तृतीयेश होने के कारण पति के क्रियात्मक निजत्व (९1७०7! 
६०) का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस निज (५८) का क्रियात्मक प्रभाव स्त्री 
पर (लग्न लग्नेश के प्रभावित होने से) पड़ता है | 

9. धनु-स्त्री की कुण्डली में गुरु, जो पति कारक है, स्वयं पति 
भाव का स्वामी भी बन जाता है। स्पष्ट है कि गुरु पर पड़ा हुआ प्रमाव 
दूसरे किसी ग्रह की राशि रहते न होगा । गुरु यदि बलव यदि बलवान हो तो स्त्री 


nnd 


eerie nnn 


को पति का बहुत अधिक सुख प्राप्त होता है और पुरुष की कुण्डली में स्त्री 
की आयु दीर्घ होती है । गुरु यदि निर्बल हो तो कोन्द्राधिपत्य दोष होता है निर्बल हो तो केन्द्राधिपत्य दोष होता है 


जो गुरु की भुक्ति के समय रोग द्वारा कष्ट देता है । गुरु यदि बलवान रोग द्वारा कष्ट देता है | गुरु यदि बलवान 
हो तो पुरुष की कुण्डली में महान्‌ राज्य-कृपा अथवा राज्य की प्राप्ति होती 


जे अतिरिक्त राज्यकपाकारक मीह 77777 


10. मकर-शनि सप्तमेश, अष्टमेश होता है, अतः स्त्री प्राणः कक्तश 
ह होती है औरक्रोघयुवतषोपी है, क्यों कि स्त्री का लग्नेश (दिमाग). 
शनि और चतुर्थेश (मन) मंगल बन जाता है । सप्तमेश शनि होने से स्त्री 
प है । बहुत ऊंचे धनादय परिवार से सम्बन्ध नहीं रखती; 


ies, Bodoni “अनन भे 


आदि का प्रभाव न हो । शनि बलवान्‌ 
हो तो स्त्री "की आयु दीर्घ हो जाती है, क्योंकि शनि स्त्री का लग्नेश तथा दीर्घ हो जाती है, क्योंकि शनि स्त्री का लग्नेश तथा 


आयुष्कारक होता है । शुक्र द्वादश भाव में स्थित हो तो स्त्री का सुख बहुत में स्थित हो तो स्त्री का सुख बहुत 
अच्छा रहता है चाहे लग्न में मंगल क्यों न हो | शनि की भुक्ति अच्छा फल रहता है चाहे लग्न में मंगल क्यों न हो । शनि की भुक्ति अच्छा फल 


नहीं करती, विशेषतया शुक्र दशा में, क्योंकि दोनों लग्न के शत्रु हैं । 


Scanned by CamScanner 


114 सप्तम भाव 


11. कुम्भ-शनि षष्ठेश तथा सप्तमेश बनता है । सिंह लग्न के लिए 


अशुभ है । शनि की भुक्ति शुक्र की दशा में का ६ । शनि का भुक्ति शुक्र की दशा में धन, स्वास्थ्य आदि का नाश करती 
है; क्योंकि शुक्र तथा शनि दोनों लग्न के शत्रु हैं. क्योंकि शुक्र तथा शनि दोनों लग्न के शत्रु हैं । स्त्री प्रायः पुरुष के परिवार 
से कम दरजे के परिवार से आती है: विशेषतरा तब जबकि शनि पर गुरु 
तथा चन्द्र आदि महान्‌ ग्रहों का प्रभाव न हो | 


12. मीन-स्त्री की कुण्डली में गुरु विशेष विचारणीय होता है, क्योंकि की कुण्डली में गुरु विशेष विचारणीय होता है, क्योंकि 
गुरु पर मंगल का प्रभाव पति का घातक तथा ७ ज का प्रनाव पति का घातक तथा शनि, सूर्य, राइ आदि का सूर्य, राहु आदि का 
मभाव प्थकता लाने वाला होता है ! गुरु को केन्द्राधिपत्य दोष होता उ ता” याला होता है । गुरु को केन्द्राधिपत्य दोष होता है, अतः 
निर्बल गुरु अष्टम, द्वादश, द्वितीय, षष्ठ आदि अशुभ मावों में स्थित हो तो 
अपनी भुक्ति में महान्‌ रोग देता हे मुक्ति में महान्‌ रोग देता है | गुरु बलवान हो तो मनुष्य बहुत सुखी 


तथा धनी होता है और चत से चतर्थ का मो साळ बन जाला है। I आम ८, 
तथा घनी होता है और चतुर्थ से चतुर्थ का भी स्वामी बन जाता है । 


Scanned by CamScanner 


| 10. अष्टम भाव | 


आयु कितनी? मृत्यु कब और कैसे? विपरीत 
$ `" ` उत्युकब और कैसे? विपरीत 
राजयोग से महाधन: विदेश यात्रा का -जयांग से महाधन; विदेश यात्रा का योग: 
कर्कशा स्त्री. गम्भीर अन्वेषण आदि 
क SRR so. 


1. आयु का निर्णय-आयु के सम्बन्ध में हमारा विचार है कि जितना 
अष्टमेश बलवान्‌ होगा उतनी ही आयु अधिक होगी | हम फलदीपिका के 
इस श्लोकार्थ से सहमत नहीं हैं कि अष्टमेश यदि लग्नेश की अपेक्षा निर्बल 
हो और केन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान में स्थित हो तो मनुष्य को दीर्घ 
आयु मिलती है । 

केन्द्रादन्यत्र रन्धरेशे लग्नेशाद्‌ दुर्बलः सति । 

नाधिर्न विघ्नो न क्लेशो नृणां आयुश्चिरं भवेत्‌ । । 
हमारा निवेदन है कि द्वितीय तथा सप्तम स्थान के मारक होने का 
पर क्रिया गया है कि तृतीय और अष्टम स्थान जिनसे 
दादश स्थान बनते हैं, आयु स्थान हैं । अतः आरु 
a कैसे दे सकता है ? 

2. आयु कितनी होगी ? यह देखने के लिए निम्नलिखित अंगों 
को देखना'आवश्यक है-(:) लग्न, लग्नाधिपति का बल, (॥) अष्टम, अष्टगाधिपति 
का बल, (॥) आयुष्कारक शनि का बल, (४) अष्टमात्‌ अष्टम अर्थात्‌ तृतीय 
भाव तथा उसके स्वामी का बल । | है । 


निश्चय 
कि 
का 


Scanned by CamScanner 


116 अष्टम भाव 


यदि दो अंग बलवान्‌ हों तो आयु का खण्ड अल्प अर्थात्‌ 32 वर्ष तक 
होता है । यदि तीन अंग बलवान हों तो आयु का खण्ड मध्यम अर्थात्‌ 64 
तक और यदि चारों अंग बलवान्‌ हों तो आयु का खण्ड दीर्घ अर्थात्‌ ८4 
से ऊपर की आयु होती है । परन्तु आयु के विचार में इतना ध्यान कर लेना 
चाहिए कि चन्द्र तथा बुध अतीव निर्बल न हों, क्योंकि यदि ये दो ग्रह निर्बल 
हों तो बचपन में ही अरिष्ट हो जाता है और मनुष्य की मत्यु की सम्भावना 
रहती है चाहे लग्नेश, शनि आदि अंग बलवान्‌ ही क्‍यों न हों | जिस खण्ड 
में आयु पड़ती हो उस खण्ड में ग्रहों की मारकेश दशा का विचार करके 
आयु के वर्षो का अन्तिम निर्णय करना चाहिए । (देखिए कु० सं० 22) | 


यह कुण्डली विश्व 
विख्यात नाटक लेखक जार्ज 
बर्नार्ड शा की है जिसको 90 
वर्ष के लगभग आयु प्राप्त हुई । 
यहां लग्नाधिपति, चन्द्र 
लग्नाघिपति,सूर्यलग्नाघिपति 
तथा आयुष्य कारक शनि सभी 
इकट्ठे हैं और सब पर गुरु 


की केन्द्रीय दृष्टि का प्रभाव है । se | 


6. मरण विधि, आत्मघात आदि-आयु का जो स्थान होता है | 
मृत्यु का भी स्थान माना गया है | इसलिए लग्न, लग्नेश पर जिस प्रकार 
के ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो उसी प्रकार की मत्यु हा होती है | 

यदि लग्नाधिपति, तृतीयाधिपति एकादशाधिपति तथा हँ आदि निज 
(54) द्योतक ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव तथा उसके स्वामी पर पड़ रहा 
हो तो मनुष्य आत्मघात (5०००८) कर लेता है, यदि षष्ठेश, एकादशेश तथा 
मंगल का प्रभाव अष्टम भाव तथा अष्टमाघिपति पर हो तो चोट अथवा प्रहार 
द्वारा मत्यु होती है । (देखिए कु० सं० 23) । 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 117 


यह कुण्डली नेताजी 
सुभाष चन्द्र दोस की है । शनि 
काप्रभावअष्टम भाव, अष्टमेश 
तथा लग्नेश मंगल पर है । 
अतः शनि मत्यु की विधि को 
बताने वाला है । वह शनि सूर्य, 
राहु तथा बुध अधिष्ठित 
दशमस्थराशिमकरकास्वामी 
है । दशम भाव ऊंचाई का है । 
सूर्य और राहु प्रथक्‌ करते हैं | अतः ऊंचे से गिरकर मत्यु का योग है । 
राहु तथा बुघ का सूर्य तथा दशम भाव से योग ग्रहों की इस युति को राज्यान्तर 
निश्चित करता है । अतः मत्यु राज्यान्तर में हुई ! सूर्य इस युति में मुख्य 
ग्रह है, अतः मत्यु जापान में हुई क्योंकि सूर्य जापान का द्योतक है । 


4. मारकेश ग्रह-अघ्टमेश निर्बल होकर छठे, बारहवें, सातवें अथवा 
दूसरे स्थान में पड़ा हो तो अपनी दशा, अन्तर्दशा में महान्‌ कष्ट देता है 
और यदि मत्यु का खण्ड आ चुका हो तो मत्यु भी दे देता है । 


यहां हम उन मारकेशों अर्थात्‌ मृत्यु देने वाले ग्रहों का क्रमानुसार उल्लेख 
करते हैं जिनका निर्णय पराशर महर्षि के सिद्धांतानुसार किया जाता है । 
प्रथम संख्या का ग्रह सबसे अधिक मारक है, ग्यारहवां सबसे कम । मत्यु 
के खण्ड में ये सभी मृत्यु फल देते हैं, अन्यथा केवल शारीरिक कष्ट देते 


हैं। ये नि हैं:- 
(1) भाव के स्वामी से युक्त पाप ग्रह (पाप ग्रह से तात्पर्य 


पाराशरीय पद्धति से निर्धारित पाप ग्रह जैसे एकादशेश आदि), (2) सप्तमेश 
से युक्त पाप ग्रह, (3) द्वितीय भाव में स्थित पाप ग्रह, (4) सप्तम भाव में 
स्थित पाप ग्रह, (5) द्वितीयेश, (6) सप्तमेश, (7) द्वादशेश, (8) द्वादशेश के 
साथ स्थित पाप ग्रह, ( 9 ) तृतीयेश, अष्टमेश, ( 10) षष्ठेश, एकादशेश, 
(11) पापी ग्रह । 


Scanned by CamScanner 


118 अष्टम भाव 


5, विपरीत राजयोग तथा प्रचुर धन-यदि अष्टमेश राजयोग तथा प्रचुर धन-यदि अष्टमेश तृतीय, द्वादश. 


तथा षष्ठ स्थानों में पड़कर षष्ठ, द्वादश आदि भावों के पापी स्वामियो द्वारा 
युक्त अथवा दृष्ट हो और उस पर अन्य हो और उस पर अन्य शुभ घरों के स्वामियो का किसी 
“जार का प्रभाव न पड़ रहा हो तो अष्टमेश अपनी दशा अन्तर्दशा में का 


न पड़ रहा हो तो अष्टमेश अपनी दशा अन्तर्दशा में विपरीत 
राजयोग के फल को करता है । अर्थात्‌ बहुत ॐ फल को करता है । अर्थात्‌ बहुत धन, सुख आदि दे आदि देता है । 


6. अष्टम में सूर्य तथा अन्य ग्रह-यदि सूर्य निर्बल होकर अष्टम 
माव में स्थित हो और मंगल आदि द्वारा द्रष्ट हो तो पिता की आंख के लिए 
बहुत हानिकारक हो जाता है । क्योंकि अष्टम स्थान एक तो वैसे ही अनिष्टकारक 
है, पुनः नवम से द्वादश अर्थात्‌ पिता की आंख का स्थान भी बनता है । 


7. अष्टम भाव में ग्रह-अष्टम में सूर्य यदि किसी ग्रह द्वारा भी दष्ट 
अथवा प्रभावित न हो तो हड्डी के रोगों को उत्पन्न करता है । चन्द्र यदि 
इस स्थान में अदुष्ट अयुक्त हो तो रक्त विकार, टी० बी० आदि रोगों की 
सृष्टि करता है | मंगल यदि इस भाव में अयुक्त अदुष्ट हो तो सूखा (4००१ 
of muऽc।ऽ) का रोग देता है | बुध यादे इस भाव में अदृष्ट अयुक्त हो तो 
दमा आदि रोगों को देता है । 
गुरु यदि अष्टम में अयुक्त 
अदुष्ट हो तो जिगर तिल्ली 
आदि रोगों को उत्पन्न करता 
है । शुक्र यदि अयुक्त अदूष्ट 
होकर इस भाव में स्थित हो 
तो वीर्य सम्बन्धी अनेक प्रकार 


3 न - के रोग होते हैं । शनि इस 
र > भाव में शत्रु राशि में अयुक्त | 0 
); ` अदरष्ट हो तो स्नायु के रोगों कु० सं० 24 

का देने वाला हो जाता है | 
| इस व्यक्ति को पट्ठों के सूखे का रोग हुआ । पट्ठो का कारक मंगल 


नीच होकर अष्टम भाव में है और उस पर राहु की दृष्टि तो है पर किसी 
शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं । 


फलित सूत्र 119 


8, कर्कशा स्त्री-अष्टम स्थान स्त्री की वाणी का स्थान है । स्त्री 


की वाणी का विचार इस भाव से करना चाहिए | यदि इस भाव का स्वामी 
शुभ ग्रह सूर्य आदि हो तथा शुभ द्रष्ट हो तो स्त्री मधुर भाषिणी होती है । 
यदि इस भाव का रवामी शनि हो, शुम द्रष्ट न हो तो स्त्री कर्कश बोलने 
वाली होती है । 


9. विदेश यात्रा- अष्टम स्थान "समुद्र” का है । समुद्र पार यात्रा विदेश 
यात्रा समझी गई है । जब अष्टम भाव तथा अष्टमाधिपति पर पाप ग्रहों का 
प्रभाव हो तब विदेश यात्रा का योग बनता है सूर्य की अष्टम स्थिति के सूर्य की अष्टम स्थिति के 
सम्बन्ध में सारावलीकार का कहना है कि अमयति देशात्‌ देशम्‌” अर्थात्‌ 
एक देश से दूसरे देश मे भ्रमण करवाता है, जिससे पता चलता है कि विदेशों 
का भाव "अष्टम" है | 


= 


10. गम्भीर अन्वेषण-अष्टम स्थान गम्भीर अन्वेषण तथा जान जोखों 
में डालने वाला स्थान है | इस भाव का स्वामी तथा तृतीय भाव का स्वामी | 
शुभ ग्रह होकर जब लग्न अथवा पंचम भाव में स्थित हो तो मनुष्य गन्भीर 
चिन्तक (Philosopher) होता है, खेज और अन्वेषण (Research) करने वाला 
होता है, क्योंकि बुद्धि स्थान का सम्बन्ध गम्भीर अन्वेषण (अष्टम स्थान) से 
होता है । 

आविष्कार कर्त्ताओं का गणित का ज्ञान प्रायः पर्याप्त होता है । गणित 
एक गन्भीर तथा जटिल विषय है | संभवतया यही कारण है कि शनि जैसे 
गम्भीर के. अष्टम भाव से योग मनुष्य को गणितज्ञ बनाता है । 

11. अष्टम, अष्टमेश और नाश-अष्टम भाव का नाश स्थान है | अष्टमेश और नाश-अष्टम भाव का नाश स्थान है 
इसे निधन स्थान भी कह सकते हैं । जिस भाव का स्वामी इस भाव में आ 


जाता है उसके जीवन को हानि पहुंचती है । जैसे पंचमेश अष्टम है उसके जीवन को हानि पहुंचती है | जैसे पंचमेश अष्टम में हो तो 


कल बे के क उत को प्रसा करता छै 1 इसी प्रकार एकारशेश गृ उत्पन्न होकर को प्राप्त करता है । इसी प्रकार एकादशेश 
अष्टम में हो और बडा भाई उत्पन्न हो तो वह मृत्यु को प्राप्त होता है । में हो और बडा भाई उत्पन्न हो तो वह को प्राप्त होता है । 


Scanned by CamScanner 


120 अष्टम भाव 
अष्टमेश भी जिस भाव में जाकर स्थित होता है उस माव के जीवनको 
हानि पहुंचाता है | जैसे पंचम में हो तो पुत्र को और एकादश में हो तो 
बड़े भाई के जीवन को हानि पहुंचती है । 

अष्टम भाव की कल्पना भी नाश की भावना से खाली नहीं है | जिस 
भाव का स्वामी अपने स्थान से अष्टम में स्थित होता है उस माव के जीवन 
को हानि पहुंचती है । जैसे कुम्भ लग्न हो और मंगल दशम स्थान में वृश्चिक 
राशि का होकर स्थित हो तो मंगल के प्रमुख केन्द्र स्थान में स्थित होने के 
कारण छोटे भाई का जन्म तो अवश्य होता है; परन्तु चूंकि दशम स्थान तृतीय 
स्थान से अष्टम है, अतः वह छोटा भाई दीर्घजीवी नहीं होता | 


FFG . 22 HG 


1, मेष-मंगल अष्टमाधिपति तथा त़तीयाधिपति बनता है | दोनों आयु 
_के स्थान हैं, अतः यदि मंगल बलवान्‌ हो तो आयु दीर्घ होती है; मंगल पर 
तथा अष्टम भाव पर पड़ा हुआ प्रभाव मत्यु के कारणों को बतलाता है | मंगल 


18 \\ आ 


दशम भाव में हो तो व्यसन कार्य, विशेषतया यौवन काल में करता है । 


| वृषभ-शुक्र अष्टमाधिपति लग्नाधिपति होता है; अतः यदि बलवान्‌ 
पु हो तो दीर्घायु देता है; यदि निर्बल हो तो अल्प आयु होती है; शु दीर्घायु देता है; यदि निर्बल हो तो अल्प आयु होती है; शुक्र तथा अष्टम देता है; यदि निर्बल अल्प आयु होती है; शुक्र तथा अष्टम 
१ भाव पर पड़ा हुआ प्रभाव मृत्यु के कारण को बतलाने वाला होता है । शुक्र 


की भुक्ति बुरा फल नहीं करती: क्योंकि शुक्र लग्नाधिपति भी होता है । 


/ 3. मिथुन-बुघ यदि बहुत निर्बल हो तो कुमार अवस्था अथवा इससे 
पूर्व थी मृत्यु कर देता है, क्‍योंकि बुघ शीघ्र फल देता है । निर्बल बुघ शीघ्र 


ही ।५देश यात्रा दिलवाता है । मेष का बुघ षष्ठ स्थान में पापद्वष्ट, पापयुक्त 


HE” त 


Scanned by (:0119090112 


का 


फलित सूत्र 


हो और किसी शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट न हो तो बहुत रोग तथा कष्ट 
देता है । परन्तु यही योग विपरीत राजयोग भी बनाता है जिससे मनुष्य लाखों 
रुपयों का स्वामी बनता है | 
Re 

4 कर्क-चन्द्र अष्टमाधिपति बन जाता है । चन्द्र को अष्टमाधिपति होने 


का दोष नहीं लगता । अर्थात्‌ चन्द्र यदि बलवान्‌ हो तो अपनी भुक्ति में घन 


मान आदि का देने वाला होता है । यदि चन्द्र अतीव क्षीण तथा पापयुक्त या 
T पापद्रष्ट हो तो शिशु अवस्था में महान्‌ अरिष्ट कारक होता है । 


सिंह-सूर्य अष्टमाधिपति बन जाता है । सूर्य को अष्टम का स्वामी 

होने का दोष नहीं लगता । अर्थात्‌ सूर्य अपनी भुक्ति में धन ता | अर्थात्‌ सूर्य अपनी मुक्ति में धनादि तथा मानादि 

शुभ का दाता होता है । सूर्य तथा अष्टम भाव पर लाए गए प्रभाव से मत्यु 
के कारणों का पता लगाना चाहिए । 

6. कन्या-बुध अष्टमेश पंचमेश होता है; कम शुभ हाता है, सयक. अष्टमेश पंचमेश होता है: कम शुभ होता है, क्योंकि 

अष्टमेश भी होता है । बुध यदि निर्बल हो तो चेतना का नाश हान कार. है । बध यदि निर्बल हो तो चेतना का नाश होने का रोग 

होता है । पुत्र द्वारा हानि तथा अपमान हाता € । कु होता है । कुमार अवस्था में अरिष्ट 


होता है, शीघ्र विदेश जाना पड़ता है. है शीघ्र विदेश जाना पड़ता है | 


7 la ए उन 5 अत बटर अष्टमेश तथा त़तीयेश बनता है । यदि बलवान्‌ हो तो 


बहुत आयु देता है; क्योंकि दोनों आयु के स्थान है, जिनका एके सह न क्योंकि दोनों आयु के स्थान हैं, जिनका कि यह स्वामी 
॥ क है । शुक्र तथा अष्टम भाव पर पड़ा प्रभाव मृत्यु के कारण का पता बतलाता 
है। निर्बल शुक्र मित्रों द्वारा अपमानित कराता है | शुक्र मित्रों द्वारा अपमानित कराता है । 
8, वृश्चिक-मंगल अष्टम भाव का तथा अष्टम राशि का स्वामी बनत राशि का स्वामी बनता < 


है । यदि मंगल पर और अष्टम भाव पर भी पाप प्रभाव हो तो पुरुष को यदि मंगल पर और अष्टम भाव पर भी पाप प्रभाव हो तो 


अण्डकोषों में रोग होता है । मंगल बलवान हो तो दीर्घ आयु देता है, क्योंकि 
लग्न तथा अष्टम दोनों आयु स्थान हैं । यदि शनि की दृष्टि मंगल पर हा 


तथा लग्न पर हो तो मनुष्य से हत्या हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव दूसरों 
की आयु का भी है और उसका निज (5८॥) अर्थात्‌ लग्न से घनिष्ठ साय निज (५९। लग्न से घनिष्ठ सम्बन्ध 


121 


Scanned by CamScanner 


प 
4 अष्टम भाव 


9, 'धनु-गुरु अष्टमेश तथा लाभेश बनता है | र अष्टमेश तथा लाभेश बनता है । यदि गुरु बलवान्‌ हो. 


< अष्टम भाव पर पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो विदेश द्वारा लाभ होता । 


है । गुरु बलवान्‌ हो तो आयु दीर्घ होती है। गरु को ६ । गुरु बलवान्‌ हो तो आयु दीर्घ होती । है | गुरु की भुक्ति ज्यादा धन | गुरु की [क्ति ज्यादा धन 
| देने वाली नहीं होती । 

10, मकर-शनि अष्टमेश तथा नवमेश होता है । 7 अष्टनेरा तथा नवमेश होता है । अष्टमेश होने के 
जारण अपनी भुक्ति में शनि अति उत्तम फल नहीं देता, यद्यपि - दता, यद्यपि फल अच्छा ० 

ही होता है; क्योंकि अधिकतर फल > अधिकतर फल नवम भाव का होता है जहां पर शनि 

की मूल त्रिकोण राशि पड़ती है | शनि यदि म या पड्ती है । शनि यदि बलवान्‌ हो तो दीर्घ-आयु देता हो तो दीर्घ आयु देता 

है; क्योंकि शनि का रा का बलवान्‌ होना जहां आयु स्थानाधिपः होना जहां आयु स्थानाधिपति का बलवान्‌ होना 
है वहां आयुष्य कारक का भी = पाउच कारक का भी बलवान्‌ होना है । 
|| | 11. कुम्भ-शनि सप्तमेश तथा अष्टमेश बनता है । शनि यदि बलवान्‌ 
| । \ हो तो दीर्घायु देता हे, क्योकि आय स्थान का दामो : देता है, क्योंकि आयु स्थान का स्वामी तथा = प्र आयु स्थान का स्वामी तथा आयुष्य कारक 
| [ दोनों होता है । होता है । स्त्री की वाणी कर्कश होती है | स्त्री यार होती है । स्त्री द्वारा अपमानित भी 
हो सकता है: यदि शनि निर्बल हो तो ज्ज उ उ हो तो शनि अपनी दशा अन्तर्दशा में धन अपनी दशा अन्तर्दशा में धन 


सम्बन्धी बुरा फल करता ज तक जज ग विशेषतया शुक्र की दशा अन्तर्दशा में: क्योंकि विशेषतया शुक्र की दशा अन्तर्दशा में. क्‍योंकि 
शाने तथा शुक्र दोनों ही कर्क लग्न के शत्रु हैं तथा शुक्र दोनों ही कर्क लग्न के शत्र हैं | 

| 12. जीन-_गुरु पंचमेश तथा अष्टमेश बनता है । यदि गुरु बलवान्‌ पंचमेश तथा अष्टमेश बनता है । यदि गुरु बलवान्‌ | 
छौ 5 पुत्र से सुख पाता है । यदि निर्बल हो तो पुत्र से अपमानित होता पाता है । यदि निर्बल हो तो पुत्र से अपमानित 


होता 
| है | गुरु बलवान्‌ हो तो “नयु होता है, यदि निर्बल हो तो अल्पायु होता है, यदि निर्बल हो तो अल्पायु होता 


है । 
७ । । निर्बल गुरु तथा पापयुक्त ~ पाट अष्टम भाव विदेश यात्राए देता है। अष्टम भाव विदेश यात्राएं देता है । 


~—— —— mee me न 


श FT 


% 


है वी न क न." 


Scanned by CamScanner 


ं 11. नवम भाव | 


प्रभुकृपा, राज्यभोग, देश में यात्रा, भाग्योदय 
(आकस्मिक लाभ), पौत्र तथा पुत्र की प्राप्ति, 
दूसरी पत्नी से पुत्र 


1. धार्मिक जीवन-जब लग्न अथवा लग्नेश के साथ नवम अथवा लग्न अथवा लग्नेश के साथ नवम अ 
._नवमेश का घनिष्ठ सम्बन्ध उत्पन्न हो जाता है तो मनुष्य में भाग्य और धर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध उत्पन्न हो जाता है तो मनुष्य में भाग्य और धर्म 


दोनों का उत्थान होता है । यदि यह सम्बन्ध चन्द्र लग्न तथा उसके स्वामी 
और चन्द्र लग्न से नवम भाव और उसके स्वामी के बीच में स्थापित हो जाए 
तो मनुष्य का जीवन बहुत धर्ममय हो जाता है और यदि मनुष्य का परम 
सौभाग्य ऐसा हो कि सूर्य लग्न तथा उसके, स्वामी का युति अथवा दृष्टि 
सम्बन्ध, सूर्य लग्न से नवम तथा उसके स्वामी के साथ भी हो जाए तब 
तो फिर कहना ही क्या है ! मनुष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ जीवन वाला और .् 
को प्राप्त करने वाला होता है: चाहे वह गाहस्थी हो अथवा संन्यासी । 


| 
। 
। 


लग्न से नवम भाव के स्वामी मंगल को लग्नाधिपति एवं धार्मिक % 
गुरु पूर्ण दृष्टि से देखते हैं । सूर्य लग्न से नवमाधिपति स्वयं सूर्य बनता 
है जो कि एक आत्मिक एवं सात्विक ग्रह है और शुभ राशि में स्थित होकर 
पुनः गुरु द्वारा दुष्ट है । चन्द्रलग्न का स्वामी बुध, धर्म स्थान में स्थित है और 


Scanned by CamScanner 


RR 


124 नवम भाव 


चन्द्रलग्न रौ नवमाधिपति शनि की पूर्ण ट्रष्टि मन के स्थान चन्द्र तथा चन्द्रलग्न 
सब पर है, इसके फलस्वरूप धर्म और वैराग्य दोनों की महान्‌ प्राप्ति है, जीवन 
में मस्ती है और अत्यन्त आनन्द है | 


राज्यभोग-नवम भाव को राज्यकृपा का भाव भी कहते हैं | यदि 
इस भाव का स्वामी राजकीय ग्रह सूर्य, चन्द्र अथवा गुरु हो और बलवान्‌ भी 
हो तो राज्य की और से उस मनुष्य पर विशेष ९ राज्य की ओर से उस मनुष्य पर विशेष कृपा होती है । अर्थात्‌ वह 
मनुष्य राज्य अधिकारी, राज्य सत्ता से सम्पन्न, राजा अथवा राजमन्त्री होता 
है | जैसे नवमाधिपति सूर्य हो और उस पर चन्द्र 1 | जैसे नवमाधिपति सूर्य हो और उस पर चन्द्र तथा गुरु की द्रष्टि हो तो 


_ उप्य बहुत बड़ा राज्याधिकारी, जैसे प्रेसिडेन्ट ॥११८४५५८१।) अथवा मन्त्री आदि बहुत बड़ा राज्याधिकारी, जैसे प्रेसिडेन्ट (7८४५८१ ) अथवा मन्त्री आदि 
होता है | 


3. प्रभुकृपा-प्रभुकृपा का स्थान भी नवम है । क्योंकि यह धर्म स्थान 


है और प्रभुकृपा के पात्र धार्मिक व्यक्ति ही हुआ करते हैं । इस भावका 


स्वामी बलवान्‌ होकर तथा शृभयुक्त बलवान्‌ होकर तथा शुमयुक्त अथवा शुभद्रष्ट होकर जिस शुभ भा जिस 
मे स्थित हो जाता है, मनुष्य को अचानक दैवयोग से प्रभुकृपा से उस घर | 


द्वारा प्रदर्शित वस्तु की प्राप्ति होती । प्रदर्शित वस्तु की प्राप्ति होती है | जैसे नवामाधिपति बलवान्‌ होकर _ 
दशम में हो तो राज्य-प्राप्ति होती है. 


h _राजयोग-पराशर महर्षि कै आदेशानुसार नवम भाव को कुण्डली महर्षि कै नवम भाव को 


_के सब भावों से श्रेष्ठ तथा शुभ माना गया है । इस भाव के स्वामी का सम्बन्ध सब भावों से श्रेष्ट तथा शुम माना गया है | इस भाव कै स्वाभी का सम्बन्ध 
चतुष्टय (परस्पर टृष्टि, स्थान व्यत्यय, एकत्र स्थिति ।, एकतौ दृष्टि) यदि दशम दृष्टि) यदि दशम 


न शाव के राथ तथा इराक स्वामी के साथ हो तौ मनुष्य अतीव भाग्यशाली, अतीव भाग्यशाली 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र कित 


हो तो पिता रोगी अल्पायु, निर्धन होगा, और इसी कारण से मनुष्य को पैत॒क 
सम्पति का बहुत थोड़ा सुख प्राप्त होगा । नवम में चन्द्र यदि बलवान्‌ हो तो 
पिता को धनी आदि बनाता है । नवम में मंगल को निर्बल मानना चाहिए 
जब तक कि उस पर शुभ प्रभाव न हो । नवम में बुध बली होकर स्थित 
हो तो उस भाव को उन्नत करेगा, जिसका कि वह स्वामी है | नवम में गुरु 
अपनी आयु, धन, यश, पुत्र, विद्या, सब बातों के लिए शुभ है । नवम में शुक्र 
शुभ है, और उस भाव की भी वद्धि करता है जिसका कि वह स्वामी है । 
नवम भाव में शनि अपने धर्म से कुछ विरोध देता है । नवम भाव में नीच | 
ग्रह पड़ा हो तो मनुष्य वास्तविक अर्थो से धार्मिक नहीं होता, परन्तु बाहरी | 


आडम्बर से वह धर्मध्वजी (1905० ० ३२८॥३००) बनता फिरता है । | 


6. कालपुरुष-यदि नवम भाव, उसका सी 0000 नवम भाव, उसका स्वामी गुरु तथा धनु राशि-- 
सब पर पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो ते सी जा एए पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो तो मनुष्य के अंग संख्या 9 अर्थात 
नितम्ब (109 अथवा जानुओ नै काठ 11 (मऽ) अथवा जानुओ में कष्ट तथा रोग होता है । 

7. पुत्र प्राप्ति- पुत्र प्राप्ति के विचार से नवम मात का र से नवम भाव का विशेष सम्बन्ध 
है, क्योंकि नवम भाव पंचम से पंचम है | यदि नवमाय न क्योंकि नवम भाव पंचम से पंचम है । यदि नवमाधिपति बलवान्‌ हो और 
गुरु से दष्ट हो तो अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है. यद्यपि पंचम ना से ट्रष्ट हो तो अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है. यद्यपि पंचम भाव, उसक|_ 
स्वामी तथा पुत्रकारक गुरु सबके सब निर्बल ही क्यों न हन सबके सब निर्बल ही क्यो न हों । पुत्र का विचार 
नवम भाव से भी करना चाहिए । इस बात की पुष्टि में देवकेरल का वचन 
है : भाग्याधिपदशाकाले भाग्यवृद्धिः सुतोत्सवः । 


धन नह आकस्मिक लाभ-यदि राहु अथवा केतु नवम में हों, लग्न में 
amanemenssssnne रख: हो न 
सूर्य अथवा चन्द्र अथवा दोनों स्थित हों, नवम में बुध की राशि 


कन्या हो और बुध एकादश अथवा पंचम भाव में अथवा लग्न में शुभयु- अथवा पंचम भाव में अथवा लग्न में शुभयु" 
लकवा कष्ट हो तो अचानक आाग्योदय का योन बा र हो तो अचानक भाग्योदय का योग बनता है । एक तो भाग्य 
आव का स्वामी जब फलीभूत होता है, तो थोड़ी-सी आकस्मिक घटना शुभता 
के क्षेत्र में घटती है । फिर यदि वह भाग्येश बुघ हो तो भाग्य का आकस्मिक 
रूप से फलीभूत होना दूष्टिगोचर होता है, क्योंकि बुध को सद्यः प्रतापी कहा 
है । पुनः राहु केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी होने से बुध अपने अन्दर विशेष 


निजि 


Scanned by CamScanner 


126 नवम भाव 
आकरिमकता रखता है । इन सब बातों के अतिरिक्त चूंकि ये सब घटनाएं 
केवल लग्न से नवम भाव सम्बन्धी ही नहीं हैं, अपितु सूर्य लग्न तथा चन्द्र 
से नवम स्थान से भी सम्बन्ध रखती हैं | अत: आकस्मिकता का अंश और 
अधिक प्रभाव के साथ फलीभूत होगा । 


५9: देश में लम्बी यात्रा- जहां अष्टम भाव विदेश यात्रा का है वहां 
` ' लबा यात्रा- जहा अष्टम भाव विदेश यात्रा का है वहां 


विभ भाव अपने ही देश में लम्बी यात्रा का है । नवमाधिपति अपनी दशा भाव अपने ही देश में लम्बी यात्रा का है । नवमाधिपति अपनी दशा 
अन्तर्दशा में निज देश में दीर्घ यात्रा देता है । 
Ea क पाल याज शता '& | 


10. पौत्र- पुत्र का स्थान पंचम है । पुत्र के पुत्र अर्थात्‌ पोते का 


` 


स्थान नल ९ | नवमेश के बलवान्‌ तथा शुभद्ृष्ट होने पर पोते की प्राप्ति हे । नवमेश के बलवान्‌ तथा शुभद्रष्ट होने पर पोते की प्राप्ति 
होती है । 


11. दूसरी पत्नी से पुत्र-दूसरी पत्नी ($८८०॥० ०1८) का 
विचार 'नवम भाव रो तार नवम भाव रो किया जाता है | यदि पहली पत्नी मर चुकी हो और जाता है । यदि पहली पत्नी मर चुकी हो और 


दूसरा विवाह हो चुका हो तो पुत्र प्राप्ति का विचार नवम तथा लग्न उ हो जुका री तोत्र पराष्तिवका विचार नुव तथा (लप्र 
11 करना चाहिए । देवकेरलकार ने कहा है:- 


भाग्याधिपदशाकाले लग्नाधिपतिभुक्तिषु । 
दारान्तरे सुपुत्रप्राप्तिरजिप्रीतिर्धनागमः । । 


अर्थात्‌ यदि नवमेश ग्रह की महादशा हो और लग्न के स्वामी की 

२5> क काहल्युाासासााक्य्याकाााकसाका ` 
७३ हो तौ दूसरी पत्नी से पुत्र प्राप्ति का योग बनता है । यही योग राज्य 
त कका MR De Dy 
की ओर से कृपा तथा धन की प्राप्ति कराने वाला भी है | 


See 


1. मेष-जब नवम भाव में मेष राशि हो तो मंगल नवमेश तथा चतुर्थेश_ 


अर्थात्‌ केन्द्र तथा त्रिकोण का स्वाभी बनता है | अतः योगकारक कहलाता केन्द्र तथा त्रिकोण का स्वामी बनता है । अतः योगकारक कहलाता 
है । मगल जितना अधिक बलवान्‌ होगा, जातक उतना ही अधिक धन, मान 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 127 


पदवी पाएगा । चतुर्थेश होने से मनुष्य के भाग्य में भूमि होगी । माता का 
अच्छा सुख होगा, जीवन में उन्नतिशील होगा, राज्य दरबार से सुख तथा 
मान प्राप्ति करेगा । यदि कुण्डली में कोई ग्रह अतीव निर्बल हो तो वह ग्रह 
पिता से जिस भाव का स्वामी है पिता को उस भाव संख्या प्रदर्शित अंग 


में कष्ट देगा, विशेषतया जबकि पिता का वह भाव भी पाप प्रभाव में हो । 


2. वृषभ-जब नवम भाव में वृषभ राशि हो तो शुक्र नवमेश तथा द्वितीयेश 
होता है | द्वितीय तथा नवम दोनों शुभ भाव हैं । अतः शुक्र यदि बलवान्‌ हो 
तो अपनी भुक्ति में खूब धन देगा । बलवान्‌ शुक्र मनुष्य को सुन्दर तथा राज्यमानी 
बनाता है । यदि शुक्र निर्बल हो तो धन का नाश बहुधा हो, राज्य की ओर 
से तिरस्कृत हो, साले द्वारा धन का नाश पाए 


३. मिथुन-बुघ .को 'विष्णु माना गया है । जब बुध नवम भाव का 
स्वामी हो तो इसमें धार्मिकता, परोपकार, यज्ञीय भावना रूपी वैष्णव गुणों का 
विशेष समावेश हो जाता है । अतः नवमाधिपति बुध यदि लग्न लग्नेश से 
सम्बन्ध करे तो व्यक्ति को महान धार्मिक, परोपकारी स्वार्थरहित बना देता 
है । यदि नवम भाव में राहु अथवा केतु हो और लग्न में सूर्य तथा चन्द्र हो 
तो बुध अकरमात्‌ महान भाग्योदय से चकित करता है । कारण कि बुध एक 
तो वैसे ही शीघ्र फल करता है और जब राहुं अधिष्ठित राशि का स्वामी 
होगा तो इसमें आकस्मिकता और भी आ जायेगी | और फिर 'भाग्य' का 
स्वामी होने के नाते भी आकस्मिकता (७५५०९०॥०५५) का कुछ अंश बुध में 
है और वह सब कुछ समस्त लग्न समूह (लग्न, सूर्य तथा चन्द्र) से नवमाधिपति 
के रूप में हुआ है, अतः बलवान्‌ रूप में घटेगा । यदि बुध तथा नवम भाव पापयुक्त 
पापदूष्ट हों तो जहां भाग्य में अचानक हानि हो जाती है वहां माता के बड़े + 
बहिन-भाइयों की आयु को भी हानि पहुंचती है, क्योंकि नवम भाव द्वितीय 
भाव का आयु स्थान है और द्वितीय भाव माता के बड़े भाई-बहनों का है । 


कर्क-जब नवम में कर्क राशि हो तो चन्द्र नवमाधिपति होने के 


कारण तथा एक राजकीय (राशी) ग्रह होने के कारण बलवान्‌ हो तो विश तथा एक राजकीय (राज्ञी) ग्रह होने के कारण बलवान्‌ हो तो विशेष 
राज्य कृपा का पात्र बनता है | चन्द्र नीच का भी लग्न में हो, परन्तु शीण है । चन्द्र नीच का भी लग्न में हो, परन्तु क्षीण 


Scanned by CamScanner 


पा आजा grammes पारा 


128 नवम भाव 


नहो तथा पापयुक्त पापडृष्ट न हो तो मनुष्य को धार्मिक बनाता है, क्योंकि मनुष्य को धार्मिक बनाता है, क्योंकि 


नवमेश (और वह भी मन-चन्द्र) का लग्न से सम्पर्क स्थापित करना घर्म का 
निज (501) से सम्बन्ध स्थापित करना है । यदि चन्द्र बलवान्‌ हो तो पत्नी 


(अथवा पति) की छोटी बहनों की संख्या अच्छी होती है | 
5. सिंह-जब नवम में सिंह राशि हो तो सूर्य नवमाधिपति होता है नवम में सिंह राशि हो तो सूर्य नवमाधिपति होता है 


जिसका अर्थ यह है कि व्यक्ति के भाग्य में राज्य हो सकता "श अच यह है कि व्यक्ति के भाग्य में राज्य हो सकता है, शर्त इतनी 
है कि सूर्य बलवान्‌ हो तो पत्नी =° श बलवान्‌ हो तो पत्नी (अथवा पति) के छोटे भाई होते हैं । धनुः पति) के छोटे भाई होते हैं । धन्‌ 


राशि में सूर्य मनुष्य को सात्विक तथा धार्मिक बनाता है, दयोंकि _ ६ म्ुध्य को सात्विक तथा धार्मिक बनाता है, दयोंकि सूर्य सात्विक 


ग्रह घर्म (सात्विक भाव) का स्वामी बनता है और लग्न में स्थित गह धन (सात्विक माव) का स्वामी बनता है और लग्न में स्थित होता है। 
` पपगक भाव) का स्वामी बनता है और लग्न में स्थित होता है | 


है । इसमें शुभता ही शेष रहती है, यद्यपि षष्ठ भाव >> इनता ह शष रहती है, यद्यपि षष्ठ भाव अच्छा नहीं | भाग्य का 
सम्बन्ध गैर हिन्दू जातियों तथा देशों से हो जाता ग र हिन्दू जातियों तथा देशों से हो जाता है, आय की तथा व्यवसाय 
की उन्नति का सम्बन्ध मामा से हो जाता है । र उन्नति का सम्बन्ध मामा से हो जाता है । बुध यदि लग्न में हो तो विशेष 
घार्मिक होता है, पर पापद्रष्ट अथवा = = त पापट्ष्ट अथवा पापयुक्त नहीं होना चाहिए । बलवान्‌ नहीं होना चाहिए | बलवान्‌ 


बुध आकस्मिक रूप से भाग्य में तद्धि कर देता => चप स भाग्य मै वृद्धि कर देता है, विशेषतया जब नवम भाव विशेषतया जब नवम भाव 
में राहु अथवा केतु हो । 


7. २0 तयम न तुला राशि हो तो शुक्र चतुर्थ केन्द्र तथा नवम त्रिकोण नवम में तुला राशि हो तो शुक्र चतुर्थ केन्द्र तथा नवम त्रिकोण 
त है । अतः उतम राजयोग का फल करता हे । यदि निर्बल 


का फल करता है । यटि निर्बल 


=¬ कशी-कनी अचानक भाग्यहीनता से दुःख देता है । बलवान्‌ शुक्र तथा भाग्यहीनता से दुःख देता है । बलवान्‌ शुक्र तथा 
चतुर्थ भाव यदि गुरु से युक्त भाव यदि गुरु से अशवा दृष्ट हो तो भूमि-सम्पत्ति वाला, मोटर, हो तो भूमि-सम्पत्ति वाला, मोटर 


ाडियो, बंगले, जायदाद वाला सुखी व्यक्ति होता है और जनता का प्रिय जायदाद वाला सुखी व्यक्ति होता है और जनता का प्रिय 


पक ` होता है । बलवान्‌ शुक्र पत्नी की छोटी बहिनों की नाप दुक्रपल्ली की छोटी बहिनों की वृद्धि करता है । 
हिनो की वृद्धि करता है । 


8 जब नवम में वृश्चिक राशि हो तो मंगल नवमेश तथा घनेश वृश्चिक राशि हो तो मंगल नवमेश तथा धनेश 


जनता है । बहुत शुम फल करता है, यदि बलवान्‌ हो । भाग्य मे धन होता फल करता है, यदि बलवान्‌ हो । भाग्य मे धन होता 
है । यह व्यक्ति 


धार्मिक वाणी बोलता है | ¬ शापक वाणी बोलता है । इसके छोटे साले होत हैं ! मंगल 


तथा गुरु का सम्बन्ध चतुष्टय हो तो विशेष धार्मिक होता है | 
श आनिक होता है। 


Scanned by CamScanner 


का 


फलित सूत्र 129 


9, जब नवभभें धनु राशि हौ तो गुरु नवमाधिपति तथा द्वादशाधिपति 
बन जाता है । अतः घन आदि के विषय में शुभ फल देता है | इस व्यक्ति 
का व्यय धार्मिक कृत्यो पर होता है | बलवान्‌ गुरु न केवल उसकी पत्नी 
के छोटे भाइयों की संख्या में तद्धि करता है, बल्कि पुत्र भी देता है । लग्न 
में मेष का गुरु धार्मिक बनाता है । 


10. जब नवम में मकर राशि हो तो शनि नवम तथा दशम का 
स्वामी हो जाता है । यदि शनि साधारण बलवान्‌ हो तो साधारण पिता कै 


घर जन्म पाता है । अर्थात्‌ पिता धनी नहीं होता । यदि शनि गुरु आदि शुभ 
ग्रहों के प्रभाव में न हो तो पिता कर्कश वाणी बोलने वाला होता है । इस 
ेृ व्यक्ति का भाग्य धीरे-धीरे उदय होता है । परन्तु शनि केन्द्र तथा त्रिकोण 


का स्वामी होता है । अतः शनि अपनी भुक्ति में धन, पदवी आदि शुभ वस्तुओं 
की प्राप्ति करवाता है । 


11. जब नवम में कुम्भ राशि हो तो शनि नवम तथा अष्टम भावों 


का स्वामी होता है । अतः मिश्रित फल देता है _ सर्वथा शुभ नहीं होता । 
यदि बलवान्‌ हो तो शनि दीर्घ आयु तथा भाग्य वृद्धि देता है विदेश से धन 


लाभ कराता है । यदि शनि निर्बल हो तो अचानक मत्यु भय उपस्थित हो 
जाता है । 


Tororo nn २० उपफरय० 


i । अपनी भुक्ति में कुछ शुभ ही होता है, क्योंकि षष्ठ स्थान इतना अनिष्टकारी 
. हीं जितना नवम शुभ है । यदि गुरु निर्बल हो तो शत्रुओं द्वारा भाग्य की जितना नवम शुभ है । यदि गुरु निर्बल हो तो शत्रुओं द्वारा भाग्य की 
हानि होती है । गुरु यदि द्वितीय रथान में हो तो धार्मिक विषयों पर हाने होती है । गुरु यदि द्वितीय स्थान में हो तो धार्मिक विषयों पर सभा, 
मतिर आदि भें उपदेश देने गाला होइ है। 


Scanned by CamScanner 


12. दशम भाव 


ऊंचाई अर्थात्‌ उन्नति, तीर्थलाभ, साम्राज्य योग 
व्यवसाय, अवनति तथा अपयश के भी अवसर 
1. दशम में ग्रह-दशम माव में विविध ग्रहों का फल देवकेरलकार 
ने निम्नलिखित प्रकार से कहा है- हिक" प्लवन जके क ` 
सिद्धारम्भः कर्मणी चन्द्रलग्नात्‌, 
भानौ भौमे साहसी पापबुद्धिः । 
विद्वान्‌ सौम्ये वाकपतौ राजतुल्यः, 
शुक्रे भोगी भानुजे शोकतप्तः । । 
_ (छ) यदि चन्द्र से (अथवा लग्न से) दशम स्थान में सूर्य हो तो कर्मा 
._. में सिद्धि को णाता है, अर्थात्‌ उसके कार्य सफल होते हैं । यदि वहां मंगल 
पक _पर प्रमाद के कारण) । यदि उस दशम स्थान मे गुरु स्थित हो तो राजा 
के तुल्य प्रताप वाला होता है । (गुरु राज्य कृपा कारक होने के कारण तथा 


'दशम भाव को बल प्राप्त होने के कारण) । यदि वहां शुक्र हो तो भोगी होता कारण) । यदि वहां शुक्र हो तो भोगी होता 


है । (एक भोगी ग्रह का मन तथा लग्न पर प्रभाव के कारण) | और शनि 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 131 


के दशमस्थ होने पर शोक और दु:ख को पाता है; क्योंकि फल से अन्तिम 
जिसका कि दशम भाव द्योतक है, उसकी जुदाई हो जाती है-(शनि के एक 
प्रथकताजनक ग्रह होते के कारण) ! 


(ख) यदि दशम स्थान में सूर्य बलवान्‌ होकर शुभद्गृष्ट, शुमयुक्त हो 
तो मनुष्य प्रतापी, राज्यमानी, बड़ा अधिकारी होता है | यदि इस स्थान में 
निर्बल चन्द्र हो तो सबसे बड़े पुत्र के जीवन को भय होता है । मंगल इस 
> भाव मे स्थित होकर सन्तान की हानि करता है | बुध दशम में कुम्भ राशि 

का प्रचुर संख्या में लड़कियां देता है | दशम में गुरु धनी सुखी बनाता है । 
दशम में शुक्र प्रायः निर्बल होता है | दशम में शनि यदि मिथुन राशि का हो 
तो बहुत लड़कियां देता है | दशम में शनि कर्म फल की हानि करता है; 
अर्थात्‌ मनुष्य चाहे कितना भी परिश्रम करे और आरम्भ में चाहे उसे कितनी 
ही सफलता प्राप्त क्‍यों न हो, अन्त में उसे पराजय होती है और उसका 
किया हुआ सब मटियामेट हो जाता है । मिथुन का मंगल दशम में पिता 
के धन की हानि करता है | 
(ग) केन्द्रों में प्रमुख केन्द्र दशम स्थान है । नियम है कि ग्रह केन्द्र स्थान 
में बली हो जाते हैं और बली होने का अर्थ यह है कि जिस भाव के स्वामी 
होकर ग्रह दशम में स्थित हों उस भाद की आयु, संख्या में वद्धि होती है 
जैसे पंचमेश गुरु दशम में पुत्रों जैसे पंचमेश गुरु दशम में पुत्रों की संख्या में वृद्धि तथा पुत्रों की आयु को 
hs बढ़ाता है | पंचमेश शनि दशम में लड़कियों की संख्या को अधिक करता 
-है तथाः उनकी आयु को बढ़ाता है | 


दशम में गुरु आयु को बढ़ाता है: क्योंकि यह लग्न से केन्द्र में होने 


'ण लग्न को बली करता है और लग्न से आय का लेन कत के 


जाता है | 


छ ” 2. केन्द्राधिपत्यदोष-मिधुन तथा धनु लग्न वालों को गुरु तथा बुघ 
के एक साथ दो केन्द्रों, सप्तम तथा दशम का स्वामी होने के कारण केन्द्राधिपत्य 
दोष प्राप्त होता है । अर्थात्‌ ये ग्रह निर्बल होकर अपनी दशा अन्तर्दशा में 
बीमारी देते हैं | 


ie. ६ र: ॥ 


Scanned by CamScanner 


दशम भाव 


3. दशम में राहु-कुम्म लग्न के दशम भाव में राहु की स्थिति के 
अ अअ 
सम्बन्ध में देवकेरलकार प्रष्ठ 50 पर लिखता है-- 


कर्मे राहौ प्रजातो यः विपददाये सुयात्रवान्‌ । 
पुण्यतीर्थफलं सिद्धं गंगास्नानफलं स्मृतम्‌ । । 
अर्थात्‌ कर्म भाव में जब राहु स्थित हो तो मनुष्य को विपत दशा (जन्म 
से तीसरी दशा) में पुण्यतीर्थ पर अथवा गंगा आदि में स्नान का अवसर 
तथा फल मिलता है । राहु एक छाया ग्रह होने के नाते अपना कोई स्वतन्त्र 


फल तो करता नहीं है, वह उसी भाव का फल करेगा, जिसमें कि वह स्थित 


है । चूंकि राहु दशम में स्थित है, अतः गंगा स्नान आदि शुभ कर्मो का दशम 
6 5 श गागा स्नान आदि: 


भाव से सम्बन्ध प्रमाणित होता है | दशम भाव की बातों का विशद विवरण 
a कर गत हाता है । 


देते हुए उत्तरकालामतृ' खण्ड पांच श्लोक 18 में भी आया है:- 
“दासत्वम्‌ कूषिवैद्यकीर्तिनिधिनिक्षेपाश्च यज्ञादयः |” 
अर्थात्‌ दशम भाव से ज्योतिषी सेवा कृषि, वैद्य, कीर्ति, निधि अथवा 


खजाने का रखा जाना तथा यज्ञ आदि शुभ कर्मो का विचार करें, जिससे 


भी स्पष्ट होता है कि दशम भाव वारतव में शुभ कर्मो का है न कि आजीविका 
रो सम्बन्धित कर्मो का | 


4. साम्राज्य योग-दशम भावाधिपति आदि की प्रबलता के कारण 

orm ib Fo) NS Mtns palin Bis 

शास्त्रों में अखण्ड साम्राज्य प्राप्ति योग का वर्णन 100 0020 कम जय यस्त योर का वर्णल-मिलता रै है । देवकेरलकार 
का कहना है किः-- 

माना ८ भा 1७०1६ 


“लाभेशकर्मेशधनेश्वराणाम्‌,एकोपिचन्द्रग्रहके न्द्र वर्त | 

स्व पुत्र लाभाधिपतिर्गुरुश्च अखण्डसाम्राज्यपतित्वमेति । ।“ 

अर्थात्‌ लाम, दशम तथा द्वितीय भावों के न द्वितीय भावों के रवामियों में से एक भी ग्रह में से एक भी ग्रह 
यदि चन्द्रमा से केन्द्र में बैठ जाए और साथ हो साथ ताक लक कला चा उना साथ गुरु भी द्वितीय तथा पंचम भी द्वितीय तथा पंचम 
भाव का हुआ अथवा द्वितीय तथा = ऽता द्वितीय तथा लाभ भाव का स्वामी होता स्वामी होता 


. 4. उतरकालाम्रत फलित का जनन गर हे लज उज्ज उना उत्तरकालामत फ | ले त का अनुपम ग्रथ है | इसका अध्ययन उप य | ग | 


है | पाठकों को कई बातें अचरजपूर्ण लगेंगी । 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 133 


हुआ उसी प्रकार चन्द्रमा से केन्द्र में स्थित हो जावे तो अखण्ड साम्राज्य की 


“प्राप्ति करवाता है । इस योग की महत्त्वपूर्ण शुभता के निम्नलिखित कारण 


(क) लग्नेश, कर्मेश तथा लाभेश में से प्रत्येक किसी न किसी: रूप में 
शासन, पदवी, महान पद की प्राप्ति को दर्शाता है । अतः ऐसे शासन द्योतक 
ग्रहों का चन्द्र लग्न से केन्द्र में बैठना शासन की प्राप्ति का सूचकंश्र्होगा । 

(ख) गुरु स्वतन्त्र रूप से राज्यकृपा (Governmental Favour) कुष ग्रह ¢ 
है | जब यह ग्रह द्वितीय, पंचम, एकादश आदि शुभ राज्यद्योतक 'भावौ.का 
स्वामी होकर बलवान्‌ होगा (चन्द्र से केन्द्र में स्थित होने के कारण) तो वह 
भी राज्यकृपा का पात्र अर्थात्‌ राज्याधिकारी हो जावेगा । 

5. मान- राज्य की भांति मान भी उचाई का द्योतक है | जब लग्न, 
लग्नेश, दशम दशमेश बलवान्‌ हों तो मनुष्य मान प्राप्ति करता है तथा ख्याति 
और यश पाने वाला होता है | 

6. ऊंचाई का अर्थ-लग्न सूर्य का उदय स्थान है और सप्तम अस्त 
मध्य दिन । मध्य दिन में सूर्य सिर पर रहता है । अत: दशम स्थान ऊंचाई 
का (7८00) स्थान है । जब हम ऊंचाई शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह 
शब्द एक प्रतीक (5,०००) के रूप में प्रयुक्त होता है । इस शब्द में प्रत्येक 
प्रकार की ऊंचाई का समावेश हो जाता है । दशम भाव इसीलिए जहां नभ 
का द्योतक है (देखिए कु० सं० 23), वहां वह ऊंची पदवी का भी परिचायक 
है । ऊंची पदवी वाले व्यक्ति, जैसे राजे, नवाब, रईस, राज्यपाल, प्रेसीडेण्ट 

"सभी का विचार दशम भाव से किया जाता है। ..ः का विचार दशम भाव से किया जाता है । 

चूंकि राज्य (५१३८) की ऊंची पदवी होती है और उसका शासन 
प्रजा- पर चलता है, अतः राज्य (5141८ ० G०४९४m८॥४) सम्बन्धी सब बातों 
का विचारं दशम भाव से करना चाहिए । यदि शनि आदि के प्रभाव में दशम, 
दशमाघिषति तथा सूर्य हो तो राज्य त्याग (/\७०।०३४।७॥) का योग बनता है । 


Scanned by CamScanner [ 


134 दशम भाव 


यदि दशम भाव, दशमेश तथा सूर्य सभी पर शनि, राहु, द्वादशेश आदि 
प्रथकताजनक ग्रहों का प्रभाव हो तो मनुष्य चाहे राजा के घर भी उत्पन्न 
हो, उसे राज्य से हाथ घोना पड़ेगा । उदाहरणार्थ कुम्भ लग्न हो, सूर्य तथा 
मंगल द्वितीय भाव में हों, शनि अष्टम में हो तो राज्य त्याग (^७।८३४०॥) 
का योग बनता है, क्‍योंकि शनि 
जो कि लग्नेश होने के कारण 
निज (5०) को दर्शाता है 
उसका प्रभाव दशम भाव, 
उसकेस्वामी मंगलतथाउसके 
कारक सूर्य पर पड़ता है और 
शनिहैपरथकतादेनेवाला ग्रह । 
अतः निज द्वारा राज्य से प्रथक 
होनेकायुक्तियुक्तयोगबना । ७ 
(देखिए कु० सं० 25) ! कु० स० 25 


7. व्यवसाय और दशम भाव-हम इस अध्याय के आरम्भ में ही 
इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि दशम भाव शुभ कर्मो का भाव है न 
कि आजीविका प्राप्ति का ढंग बतलाने वाला भाव | ऐसा होते हुए भी वराह 
मिहिर आदि आचार्यों ने दशम भाव में स्थित ग्रहों द्वारा आजीविका का निश्चय 
करने को कहा है | इसका कारण यही प्रतीत होता है कि दशमस्थ 
की स्थिति लग्न से दशम केन्द्र में होने के कारण उनका प्रभाव लग्न पर : 
है और लग्न ही आजीविका बतलाता है | अतः लग्न पर पाए गए प्रभाव 
द्वारा आजीविका की सिद्धि दशमस्थ ग्रहों द्वारा युक्तियुक्त है ! 


1. जब दशम भाव में मेष राशि हो तो मंगल दशम भाव का स्वा” स्वामी 
तथा पंचम भाव का स्वामी बनता है । केन्द्र तथा त्रिकोण का स्वामी होने रु से 
मंगल राजयोग कारक ग्रह अर्थात्‌ घन, पदवी आदि शुभता का देने वाली. 


हो जाता है । 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 135 


यदि मंगल सप्तम भाव में मकर राशि का होकर पड़ जाये और पापदरष्ट 


न हो तो काहल नाम का शुभ योग बनता है | इस शुभ यांग हो तो काहल नाम का शुभ योग बनता है | इस शुभ योग का फल चन्द्र 
कला नाड़ी के शब्दों में यह है- नाडी 
Se दययलके 


योगे तु काहले जातो सचिवो वा चमूपतिः । 
| निष्कमीश्वर भाषितम्‌ । । 


अर्थात्‌ काहल योग में उत्पन्न होने वाला मनुष्य मन्त्री अथवा सेनाध्यक्ष 
होता है और सात हजार रुपये मासिक आय वाला होता है; ऐसा इश्वर क होता है: ऐसा ईश्वर का 
मत है | मंगल की इस शुभता के कई कारण हैं । एक तो कर्क लग्न वालों 
के लिए यह मंगल शुभ बनेगा | उनके लिए राजयोग कारक होने से शुम 
है; पुनः यह केन्द्र में स्थित है; तीसरे यह उच्च है; और सबसे बढ़कर यह 
कि मंगल की दृष्टि अपनी राशि मेष पर पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप दशम तथा 
पंचम भाव को और भी अधिक बल प्राप्त होगा | (यो यो भावः स्वामियुतो 
द्रष्टो वा तस्य तस्यास्ति वद्धिः) | दशम तथा पंचम भाव की ओर मंगल ग्रह 


eo तत रिति 


बहुत अंशो में सरदार पटेल की कुण्डली में विद्यमान है ! 


कर्क लग्न में मंगल यद्यपि नीच राशि का होता है तो भी शुभकारी 
होता है, क्योंकि एक तो राजयोग कारक होता है, दूसरे वह दशम से चतुर्थ 
पंचम से नवम होने के कारण दोनों भावों के लिए शुभ हो जाता है । वह 
व्यक्ति पुत्र द्वारा मान पाता है | अपनी मन्त्रणा शक्ति द्वारा भी राज्य तथा 
यश पाता है | 


2. दशम भाव में दुषभ राशि होने पर शुक्र केन्द्राधिपति होने से 
शुमता खो बैठता है और तृतीयाधिपति होने से पुनः अशुम फल को देने वाला 
होता है । शुक्र की युक्ति धन की आय को कम करती है और शनि की दशा है और शनि की दशा 
में यह युक्ति विशेषकर रोग आदि अशुभ फल को देती है । यदि शुक्र बलवान्‌ 
हो तो महान व्यक्तियों से मित्रता करने वाला होता है, राजपुरुषो की शुभकामनाएं 


प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है । 


| 
Scanned by CamScanner 


136 दशम भाव 


3. दशम में मिथुन होने पर बुध, लग्नेश तथा दशमेश होने के कारण 
बहुत शुभ होता है और अपनी दशा में यदि बलवान्‌ हो तो अचानक राज्यपद 
की प्राप्ति, घन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति आदि देता है, शुभ क्म में रवत 
करवाता है | बलवान्‌ शुक्र पिता के धन की शीघ वृद्धि करने वाला होता है । 


| 4. दशम में कर्क हो तो दशमाधिपति चन्द्र बनता है । यदि चतुर्थ 


2० भाव में मकर राशि का हो तो मन के साथ दशम का विशेष सम्बन्ध उत्पन्न 
६: कर देता है तथा `यो यो भावः स्वामियुतो ऽता € तथा या यो भावः स्वामियुतो दृष्टो वा' के सिद्धान्तानुसार राज 
तथा राजनीति में अधिक रुचि रखने वाला सार्वजनिक कार्यो में भाग लेने 
वाला मानी यशस्वी तथा राज सत्ता को प्राप्त [ला मानी यशस्वी तथा राज सत्ता को प्राप्त करता है । 


5. .दशम म॑ सिह होने पर सूर्य, दशमेश यदि बलवान्‌ हो तो पिता में सिंह होने पर सूर्य, दशमेश यदि बलवान्‌ हो तो पिता 


धनी होता है । व्यक्ति बड़े कामों में हाथ डालता = चता ₹ | व्यक्ति बड़ कामों में हाथ डालता है, विख्यात होता है, कार्यो 
त हाता ह, कार्या 
में सिद्धि प्राप्त करता है । 


है और षष्ठ, अष्टम, द्वादश, द्वितीय आदि भावों में निर्बल होकर = अम द्वादश, द्वितीय आदि भावों में निर्बल होकर स्थित होता 
डुआ अपनी भुक्ति में रोग देता है । बुध यदि बलवान्‌ हो तो राज्य में मान अपनी में रोग देता है । बध यदि बलवान्‌ हो तो राज्य में मान 


प्राप्ति कराता है । यदि बुध पर सूर्य, शनि राहु आदि की = ` | ग ¬ बुध पर सूय, शनि राहु आदि की दृष्टि हो तो राज-दरबार हो तो राज-दरबार 
जान 
से शीघ्र प्रथक हो जाता है | 


7. दशम में तुला राशि हो तो शुक्र दशम केन्द्र तथा पंचम त्रिकोण 


का स्वामी होने से अपनी भुक्ति में राजयोग फा == ` अपना भुक्ति में राजयोग का फल करता है । अर्थात्‌ धन, है । अर्थात्‌ धन, 
यश, पदवी, उन्नति आदि शुभ = ऽग आदि शुभ वस्तुओं की प्राप्ति करवाता है । मनुष्य को की प्राप्ति करवाता है । मनुष्य को 
`` - "ज-दरबार से सुख प्राप्त होता है, अपने कर्मो से जनता में प्रिय हो जाता. 
“5 “है । यदि शुक्र निर्बल हो | यदि शुक्र निर्बल हो तो धन मिलता है, धन का अभाव नहीं होता । 
8. -दशम में वृश्चिक राशि होने पर मंगल दशमेश होने के कारण में वृश्चिक राशि होने पर मंगल दशमेश होने के कारण 
अपने नैसर्गिक पापत्व को पप नागत्व को यद्यपि खो देता है, परन्तु चूंकि ततीयाधिपति भी खो देता है, चूंकि ततीयाधिपति भी 


होता है, अतः अपनी भुक्ति में अशुभ फल ही करने वाला होता है। यदि अपनी भुक्ति में फल ही करने वाला होता है । यदि 


त 


Scanned by CamScanner 


बल प्राप्त हो रहे हैं । एक तो प्रमुख केन्द्र (दशम भाव) में स्थित होना और 
दूसरे शनि का अपनी राशि मकर को देखना । इस दृष्टि के फलस्वरूप लग्न | 
को भी बहुत बल मिलता है । इसीलिए चन्द्रकला नाड़ी के लेखकों का कहना _ कः 

है कि- गदाशे त्वचरे लग्ने, लग्नेशे कर्मराशिगे, जन्मनः प्रभूति श्रीमान्‌ न कदाचिल्‌ कदाचित 000 


PR MANNS मनन 

ह स्थित हो तो मनुष्य जन्म से ही धनवान्‌ होता रे री 0 
नहीं देखता । 

9. दशम में धनु राशि होने पर गुरु केन्द्र त्रिकोण का स्वामी होने 


से अति शुभ फलदाता होता है | यदि गुरु बलवान्‌ हो तो बहुत यशस्वी, 


करने वाला होता है । 


10. दशम में मकर हो तो शनि लाभेश दशमेश बनता है । पराशर 


मुनि के मत कै अनुसार शनि पाप फल को देने वाला होता है:यद्यपिकेन्द्राधिपत्यै 
द्वारा शनि अपना नैसर्गिक पापत्व खो देता है । शनि तथा बुध मिलकर जिस 
भाव, भावेश को प्रभावित करेंगे उसे रोगी बनायेंगे, क्योंकि बुध षष्ठेश तथा 
शनि छठे से छठे घर का स्वामी तथा रोग-कारक बनता है] 


11. दशम में कुम्भ राशि होने पर शनि नवम तथा दशम का स्वामी 
बनता है । व्यक्ति का पिता प्रायः जबान का कर्कश होता है । परन्ते झि 6 
अपनी भुक्ति में शुभ फल, धन, पदवी, उन्नति, यश आदि देता है: कव 
केन्द्र त्रिकोण को स्वामी होने से राजयोग कारक होता है । शनि यदि 
हो तो व्यक्ति भाग्य के कारण राज्य पाता है | अर्थात्‌ इस विषय में 
आशातीत सफलता प्राप्त होती है । 


Scanned by CamScanner 


138 दशम भाव 


12. दशम में मीन होने पर गुरु को केन्द्राधिपत्य दोष होता है । 
गुरु यदि षष्ठ, अष्टम, द्वादश, द्वितीय आदि भावो म स्थित होकर तिर्बल्‌ 
कं हो तो महान्‌ रोग देता है । गुरु यदि बलवान्‌ हो तो राज्य देता है; क्योंकि 
एक तो गुरु राज्यकृणा का कारक है, दूसरे दशम भाव भी राज्य का है | 


बलवान गुरु यश, राज्य, धन, आयु, परोपकार आदि सद्गुण तथा वस्तुएं गुरु यश, राज्य, धन, आयु, परोपकार आदि सद्गुण तथा वस्तुएं 
प्राप्त करवाता है । 


नकल क” | 


Scanned by CamScanner 


है| 


[ 13. एकादश भाव | 13. एकादश भाव | 


न्न से धन प्राप्ति: बड़े भाई की स्थिति; 
चोट का योग: हवाई यात्रा: हिंसक प्रवृत्ति: 


माता व बहनों से सुख की कमी 

1. आय स्थान-एकादश स्थान प्राप्ति का स्थान हैं प्र प्राप्ति का स्थान है । प्राप्ति, आय, 

आ 9 कक 0000 (69:05) सब पर्यायवाची शब्द हैं । इस एकादश स्थान में यदि कोई 
ग्रह बैठ हो तो वह वस्तु की प्राप्ति करवा देता है जिस वस्तु का न वस्तु करवा देता है जिस वस्तु का कि वह 
भावेश होने के कारण प्रतिनिधि है । विशेषतः जब लग्नेश आय स्थान में बैठता 
ह तब प्राप्ति निश्चित होती है: जैसे सूर्य लग्नेश होकर एकादश स्थान में 
Nh Se lair 

वत डो और यतन मम हो और बलवान्‌ हो तो मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य, जो उसने 
नि होता निर्धारित किया होता है, उसे प्राप्त हो जाता है यन उसे प्राप्त हो जाता है । ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप 
से भी बड़ा बलवान होता है । मंगल यदि लग्नेश होकर एकादश स्थान में 
थत हो तो मनुष्य में साहस, क्रोध, प्रताप, कार्यशीलता आदि गुण प्रचुर माज प्रताप, कार्यशीलता आदि गुण प्रचुर मात्रा 
मेकर म बा हन कप तिरका पाए जाते हैं | यदि लग्नेश बुध हो और एकादश में बलवान्‌ होकर स्थित 
हो तो मनुष्य तीव्र बुद्धि, शास्त्रवेत्ता, परोपकारी, यज्ञकर्ता होता है । 


गुरु ह 

मन्त्रणा वाला, सुखी तथा राज्यमानी होता है | शुक्र ने सुखी तथा राज्यमानी होता है । शुक्र लग्नेश होकर एकादश 

boosh पा स्थित हो तो मनुष्य भोग-प्रिय, गाने-बजाने आदि में कुशल होता है । शनि 
होतो वारत्रमी, गभीर, दर्शन शास्त्र वेता पक ह गम्भीर, दर्शन शास्त्र वेत्ता, भूमियुक्त होता है । 


Scanned by CamScanner 


140 एकादश भाव 


rapa 


2. गोचर में फलों की प्राप्ति-किसी भी भाव के सम्बन्ध मे सफलता 
अथवा प्राप्ति तब कहनी चाहिए जबकि (1) लग्नेश उस राशि में आता है 
जो भावेश की राशि से अथवा नवांश से त्रिकोण में स्थित है, (2) जब लग्नेश 
उक्त भाव मे आ जाये, (3) जब भावेश उस राशि में से गुजरता है जोकि 
उस राशि से त्रिकोण में है जिसमें कि लग्नेश स्थित है अथवा जिराके नवाश 
में लग्नेश स्थित है, (4) जब भावेश लग्न में आवे, (5) जब भावेश और लग्नेश 


परस्पर युक्त हो अथवा परस्पर देखते हों, (6) जब भाव कारक लग्न तथा 
चन्द्र लग्न में आ जाये । 


उपरोक्त सिद्धान्तानुसार यदि सप्तमेश तथा शुक्र पुरुष की कुण्डली 
में एकादश स्थान में स्थित हों तो पत्नी पक्ष (Father in-law 5०८) से धन 
की प्राप्ति होती है । 


3. बडा भाई- एकादश स्थान बड़े भाई का है और गुरु बड़े भाई 
का कारक है | जब एकादश स्थान में =` ` ` जब एकादश स्थान में गुरु शत्रु राशि का होकर स्थित हो 
और उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो ता पह का प्रभाव हो तो मनुष्य का बड़ा भाई नहीं होता 


अथवा जब गुरु स्वयं = ग पुरु स्वय एकादश स्थान का स्वामी होकर पापयुक्त अथवा पापदृष्ट 


हो तो बड़े भाई के जीवन के लिए हानिकारक है । जब कोई पाप ग्रह (मंगल 
_ DRE मी 

शनि आदि) एकादश भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में स्थित हो तो बड़े 
भाई से वंचित रखता है । 


4. अन्यत्व, रोग, चोट आदि-जैसे कोई ग्रह छठे स्थान में जा 
७ पड़े तो हम समझते हैं कि उस ग्रह के साथ छठे घर के दोषों का सम्बन्ध 
3 त हो जाता है और वह ग्रह हिंसात्मक, अन्यत्व परक, रोगात्मक हो 
/ कर हैं । इसी प्रकार ग्रह एकादश स्थान में स्थित होकर भी षष्ठ स्थान 
के दोषों को ग्रहण करता है; जैसे अष्टमाधिपति यदि एकादश स्थान में स्थित 
हो तो मत्यु चोट से होगी, ऐसा समझ लेना चाहिए । हां, इतना अवश्य है 
कि मंगल तथा षष्ठेश का सम्बन्ध अष्टम भाव के साथ अवश्य होना चाहिए । 
इसीलिए जब लाभाधिपति तथा षष्ठाधिपति, दोनों मिलकर अष्टभ भाव में 


| 
4 ts PD 
sw 


Se | 


Scanned by CamScanner 


॥ 


फलित सूत्र 141 


अष्टमाधिपति के साथ बैठे हों तो भी मत्यु चोट, प्रहार आदि से होती है, 
क्योंकि लाभाधिपति छठे से छठे घर का स्वामी होने के कारण छठे जैसा 
ही फल करता है । 


5. बहुत्व (0०119) - जिस भाव का स्वामी एकादश स्थान में स्थित 
हो तो उस सम्बन्धी की आयु तथा संख्या में वृद्धि होती है, जैसे त्वतीयाधिपति 
एकादश में हो तो छोटे भाइयों की आयु तथा संख्या में वद्धि होती है । 


6. हवाई यात्रा-जब एकादशेश, सप्तमेश तथा तृतीयेश का परस्पर 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है तो वायुयान द्वारा यात्रा करने के अवसर प्राप्त होते 
हैं, क्योंकि ये तीनों वायुस्थान हैं | 

7. बायां बाजू-एकादश भाव बायां बाजू है | लग्नेश सल बायां बाजू है । लग्नेश से मिलकर लामेश 
स्व (5०॥) का काम करता है । यदि लाभेश तथा लग्नेश शुभ ग्रह होकर, 
(जैसा कि धनु लग्न में होता है) भाव तथा उसके स्वामी (उदाहरणतया पंचम 
पंचमेश) को देखें तो पुत्र का विशेष हित अपने हाथों करवाते हैं । इसके 
विरुद्ध यदि एकादशेश तथा लग्नेश पापी ग्रह हों, जैसा कि मकर लग्न में 
होता है तो उनकी पंचम, पंचमेश पर द्वृष्टि से मनुष्य परिवार नियोजन के 
विचारों वाला होता है और अपने पुरुषार्थ से पुत्र प्राप्ति में बाधा डालता है । 
इसी प्रकार अन्य भावों पर भी एकादशेश लग्नेश की सम्मिलित दृष्टि का 
फल समझ लेना । 


8. ब गृह की मूल्य वृद्धि-एकादशेश यदि शुम ग्रह हो तो वह (जस की मूल्य वृद्धि-एकादशेश यदि शुम ग्रह हो तो वह जिस 
भाव भावेश पर अपना प्रभाव डालेगा उसको मूल्यवान बना दंगा और यान भावेश पर अपना प्रभाव डालेगा उसको मूल्यवान बना देगा और यदि 
वह शुभ ग्रह घनेश भी हो जावे, जैसे कि कुम्भ लग्न वालों के लिए 
ओर सिंह लग्न वालों के लिए बुध होता है, तब तो ऐसे गुरु अथ 
की किसी भाव भावेश से युति अथवा उस पर द्वृष्टि उस भाव के मूल्य 7 किसी भाव भावेश से अथवा उस पर दृष्टि उस भाव के 
अतीव वृद्धि कर देती है । जैसे कुम्भ लग्न हो और गुरु तथा शुक्र दशम स्थान वद्धि कर देती है । जैसे कुम्भ लग्न हो और गुरु तथा शुक्र दशम स्थान 
में बैठे हों तो मनुष्य के पास बहुमूल्य कारें, बंगले जायदाद आदि सुख बंगले जायदाद आदि सुख सामग्री 
होती है | 


rE Yl 


Scanned by CamScanner 


142 एकादश भाव 


लग्नेशतत्कारकदृष्टियोगात्‌ एवं वदन्त्यत्र धने बहुत्वम्‌ | 

अर्थात्‌ लाभ भाव के स्वामी तथा उस भाव के कारक 06 त्यती तथा उस भाव के कारक गुरु की युति 

अथवा दृष्टि से वस्तुयें बहुमूल्य हो जाती हैं । चूंकि लग्नेश में भी मूल्य निहित 
रहता है, अतः यदि रहता है, अतः यदि गुरु द्वितीय, पंचम अथ पंचम अथवा एकादश भाव का स्वामी भी 
हो और सूर्य तथा चन्द्र अधिष्ठित राशियों का अधिपति भी हो फिर तो गुरु 
में अधिक उत्कृष्ट मूल्य आ जायेगा और ऐसा गुरु जिसे भी लग्न लग्नेश 


आदि को देखेगा उसे महान्‌, उत्तम, ऊचा, धनी, प्रतिष्ठित तथा उत्कृष्ट मूल्यवान 
बना देगा । 


यह राज्य (0०४.) का वित्त विभाग है । इसी प्रकार की कल्पना राज्य के सम्बन्ध 
में अन्य स्थानो से भी कर लनी चाहिए कर लेनी चाहिए । इस बात का प्रयोग राज्य कर्मचारियों 
के विभाग के निश्चय में होता है । द्वादश स्थान दशम से तृतीय होने के 
कारण राज्य का बाहु बल (307८१ ००८७) है । लग्न दशम से चतुर्थ है | 
अत: यह राज्य गह विभाग (Home affairs 
है । अतः यह भाव राज्य की विद्या (E4ucat।०॥) का है | तृतीय भाव दशम 
1 छठे स्थान में है । अत: यह माव राज्य के शत्रुओं तया श्रम दिमाग (1.2७०७४ 
Ordnance Factories) का है, इत्यादि बातें समझ लेनी चाहिए । 


त है 10. लग्नाधिपति की दशा-जब लग्नाधिपति की न क दशा-जब लग्नाधिपति की महादशा हो और 
। Co ; 


रसे ग्रह की भुक्ति हो जो लाभेश ही की भांति लग्नेश का शत्रु हो तो ऐसी 


mmm 


में मनुष्य को बहुत शारीरिक कष्ट होता है | देवकेरल में 


| कि 
अनुसार पाए 


गए हैं और दोनों 0 और दोनों लग्नेश चन्द्र के शत्रु है चन्द्र के शत्रु हैं । 


१. राज्य का अर्थ-एकादश भाव चूंकि दशम से द्वितीय है | अतः 


) है । द्वितीय भाव दशम से पंचम ` 


Scanned by CamScanner 


~ 


फलित सूत्र 143 


1. मेष राशि हो तो मंगल एकादश तथा पष्ठ स्थान का स्वामी 
बन जाता है । एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा । प्रथम व कैश करेला, दूसरा नीम चढ़ा । प्रथम तो हिंसा का कारक 
पुनः हिंसा स्थान षष्ठ तथा पष्ठ से षष्ठ का स्वान पाक हिंसा स्थान षष्ठ तथा षष्ठ से षष्ठ का स्वामी | अतः मंगल में हिंसा 
गो कर मरी होती है । यदि लग्न (मिथुन राशि) में मंगल आये मंगल आये और 
दृष्टि आदि द्वारा चन्द्र (मन) को भी प्रभावित कर रहा हा आदि द्वारा चन्द्र (मन) को भी प्रभावित कर रहा हो तो स्पष्ट है कि 
वह व्यक्ति को हिंसाप्रिय बनाता है और यदि मंगले 00 >> ना व्यक्ति को हिंसाप्रिय बनाता है और यदि मंगल (1) भाव, (2) भावेश 
तथा (3) भावकारक तीनों पर अपना प्रभाव डाल रहा हो तो वह भाव रोगयुक्त (3) भावकारक तीनों पर अपना प्रभाव डाल रहा हो तो वह भाव 
विशेषतः चोटयुक्त डाक्टर द्वारा आपरेशन किया हुआ आर उसे भान ग आपरेशन किया हुआ और उस भाव के जीवन 
की हानि का भी भय होगा । यदि बुध एकादश में मंगल अष्टम मे (मकर में (मकर 
में) हो तो डाकू लुटेरा होता है । 

बडे भाई के स्थान अर्थात्‌ एकादश भाव में मेष राशि पड़ जाने से 
बड़े भाई के शरीर का प्रत्येक अंग एक ही भाव तथा राशि से प्रदर्शित | 
अलः इस कुण्डली में यदि कोई भाव तथा उसका स्वामी, दोनों पीडित 
तो बड़े भाई के उस अंग में कष्ट होगा जिसके पीड़ित होने को भाव की 
संख्या जतलाती है: जैसे पहला भाव सिर, दूसरा मुख, तीसरा सांस की नली, 
चौथा फेफड़े इत्यादि । 

2. दृष होने पर शुक्र चतुर्थ कन्द्र_का स्वामी होने से अपनी उफ पक होने पर शुक्र चतुर्थ केन्द्र का स्वामी होने से अपनी नैसर्गिक 
शुमता खो देता है और एकादश होने से अशुभ हो जाता है, अपनी भुक्ति जाता है, अपनी भुक्ति 
तथा शनि की दशा अथवा अपनी दशा और शनि की भुक्ति में 
घन की कमी द्वारा कष्ट देता है । शुक्र यदि बलवान्‌ हो तो वाहन 
होती है । यदि शुक्र राहु के साथ द्वादश में हो तो घर (निवास स्था है । यदि शुक्र राहु के साथ द्वादश में हो तो घर (निवास स्थान) नष्ट 
थि  + जाता है, क्योंकि राहु का प्रभाव न केवल शुक्र पर, अपितु चतुर्थ भाव पर 
(पंचम दृष्टि द्वारा) भी होता है । ऐसा व्यक्ति घर का त्याग करता है अथत का त्याग करता है अथवा 


जन्म स्थान से दूर रहता है । बहुत कामातुर होता ह । है । बहुत कामातुर होता है । 


Scanned by CamScanner 


144 एकादश भाव 


जाता है । दोनों भाव धनदायक हैं, अत बुध यदि बलवान्‌ हो तो बहुत धन 


सूर्य और बुध इकट्ठे हों और गुरु की उन पर दृष्टि हो तो मनुष्य साहसी 
वीर, राज्य-मानी प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है; ब्याज आदि से धन -__ ` नानी प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है; ब्याज आदि से धन पाता है। 
बुध यदि निर्बल हो तो बड़े भाई अथवा बहिन द्वारा उसके धन का नाश होता 


छ, 2) ! पचम भाव में शुभयुक्त शुभद्रष्ट हो तो अपनी भुक्ति में अकस्मात्‌ लाटरी 
7) आदि से धन की प्राप्ति करवाता है। 


POR 


ZB हो तो माता की अचानक मृत्यु हो जाने का डर रहता है: क्योंकि एकादश 
॒ भाव माता के लिए आयु भाव है | 


> , 


| शी 


\ ~» 


९९चकी संख्या अधिक होती है, क्योंकि एकादश स्थान बड़ भाई-बहनों का है और 


७५५५9० 


ह्र स्त्री ग्रह है । चन्द्र का एकादशेश होना यह भी भो बतलाता है कि मनुष्य 
महत्वाकांक्षी है । हां, चन्द्र बलवान्‌ 


ne 


वान्‌ अवश्य होना चाहिए । निर्बल चन्द्र बड़ी बहिनों 
2 का ~र करता ९ | माता के सुख को भी कम करता के सुख को भी कम करता है. क्मोकि एठा कम करता है: क्‍योंकि एकादश 


जाव माता क (चतुर्थ) भाव से अष्टम होता है, माता के (चतुर्थ) भाव से अष्टम होता है | 


5. सिंह हो तो सूर्य का लाभाधिपति होना तो राज दरा से वि न क दिर है कि यदि सूर्य 
बलवान्‌ हो तो राज दरबार से विशेष घन की जद उ व घन की प्राप्ति होगी । बडा माई उन्नत 


के. गी । बड़ा जीवन को पाना, मता रसती होनी [यदि स ल पान कम अन उन्नत 
जन `` जीवन को पायेगा, माता दीर्घजीवी होगी 


भाइयों । की संख्या बहुत कम होती है । सख्या बहुत कम होती है 
6. कन्या हो तो बुध अष्टमेश तथा लफनेश बनता है । थोड़ा धन देता 


-है यदि बलवान्‌ हो तो बड़ी बहिने बहुत होती हैं। यदि निर्वल हो तो धन 
का शीघ्र नाश होता है । मंगल के साथ 


गल. क साध मिलकर यह भी चोट पहुंचाने का यह भी चोट पहुंचाने का 
कार्य करता है | 


3. मिथनु होने पर बुध एकादश तथा द्वितीय भावों का स्वामी बन 


देता है । बुध जिस भावेश के साथ बेठेगा उसे भी धनी बना देगा | टि यदि 


है | राहु केतु यदि एकादश अथवा द्वितीय में स्थित हों और बुध भाग्य«अथवा 
३कादश भाव तथा बुध दोनों पर यदि मंगल आदि क्रर ग्रहों की दृष्टि 


4) 4. कर्क हो तो चन्द्र का एकादशेश होना जतलाता है कि यदि चन्द्र 
5 बली हो तो मनुष्य को बहुत धन का लाभ होता है व्यक्ति को बल क्रस बड़ी बहिनो 


। यदि सूर्य निर्बल पापदष्ट 


| ss ie 
५ RV FS जि FT 
55: HT 44 ## नकि 24" 


कल by CamScanner 


Fr 


145 


फलित सूत्र 


7. तुला राशि होने पर शुक्र एकादशेश तथा षष्ठेश बनता है । दोनों 

क्षति के स्थान हैं । अतः नैसर्गिक शुभ ग्रह होता हुआ भी अपने योग तथा 

दृष्टि द्वारा भावों की हानि करता है । जब यह मंगल के साथ मिलकर प्रभाव 
डाले तो और अधिक अनिष्टकारी तथा हिंसात्मक हो जाता है | 


8. वृश्चिक हो तो मंगल चतुर्थेश होने से नैसर्गिक पापी नहीं रहता 
परन्तु चूंकि एकादश स्थान का स्वामी भी होता है, अतः पुनः अशुभ बन जाता 
है | मंगल अपनी भुक्ति में अशुभ फल करता है, कम धन है | यदि 
बहुत बलवान्‌ हो तो भूमि का सुख देता है | शनि के साथ मिलकर यदि 
किसी भाव तथा उसके कारक अथवा किसी भावेश तथा उसके कारक पर 
युति अथवा दृष्टि द्वारा प्रभाव डाले तो व्यक्ति जान बूझकर उस व्यक्ति आदि 
के विरुद्ध आचरण करता है: क्योंकि शनि निज (5९10) रूप है और मंगल बाहु 
स्थान का स्वामी होने से निज (501) का प्रतिनिधि बनता है | जैसे मंगल 
तथा शनि, दोनों चन्द्र तथा शुक्र पर दृष्टि डालें तो व्यक्ति अपनी पत्नी का 
विरोधी होगा औरं उसको मार डालने तक उतारू हो जाएगा इत्यादि । 


. >. धनु तो गुरु एक तो धन कारक हा नव का = व तो धन कारक होने के कारण = मूल्यं (४०५ 


का प्रतिनिधि है पुनः लाभ (Gains_and_ Aquisition) का स्वामी होने से 
-मूल्यवानु है पुनश्च चैन ८200 का सवामी है | पुनश्च धन (०।७) का स्वामी होने से और भी अधिक मूल्य 


kas Em v7 ae Fe FS 
ET पर अपनी दृष्टि द्वारा प्रभाव डालेगा उस भावेश को मूल्यवान्‌, 
धनवान्‌ ऊंचे स्तर का बना देगा | जैसे गुरु मंगल तथा सूर्य को देखे तो ऊंचे स्तर का बना देगा । जैसे गुरु मंगल तथा को देखे तो 
राज्य दे दे: क्योंकि सूर्य राज्य कारक है और मंगल दशमेश (राज्येश) है । 
इसी प्रकार यदि गुरु चतुर्थ भाव तथा उसके स्वामी शुक्र को देखे इसी प्रकार यदि गुरु चतुर्थ भाव तथा उसके स्वामी शुक्र को 'देखे छु 


वाहन युक्त, बहुत भूमि का मालिक अवश्य बना देता है । अतः कुम्भ लर्न भूमि का मालिक अवश्य बना देता है । अत 
वाले इस विषय में अन्य लग्न वालों की अपेक्षा भाग्यशाली होते हैं । 


Scanned by CamScanner 


146 एकादश भाव 


10. मकर राशि होने पर शनि एकादशेश तथा द्वादशेश बनता है ! 
बडा भाई वाणी का प्रायः कर्कश होता है, शनि यदि बलवान्‌ हो तो व्यक्ति 
की बडी बहिने बहुत होती हैं, भूमि से लाभ होता है । यदि शनि निर्बल हो 
तो बड़े भाई अथवा बहिन द्वारा धन का नाश होता है | 
। 2०. 11. कुम्भ राशि हो तो शनि दशम तथा एकादश भाव का स्वामी 
5 होता है । अशुभ फल करता है | थोड़ा घन देता है | यदि शनि बलवान्‌ 
हो तो भाई के लिए कार्य करता है, भूमि पाता है । 


Cn RR भौ ती ———- 


बनता है । यदि एकादश भाव तथा गुरु है । यदि एकादश भाव तथा गुरु पर मंगल शनि आदि की दृष्टि हो 
` तो बड़ा भाई नहीं होता । गुरु यदि बलवान्‌ हो तो अन्वेषण द्वारा आविष्कार 


करता है, बड़े भाइयों के सुख से युक्त होता है, शुभ कार्यों में प्रवत्त होता 


a 


Scanned by CamScanner 


| 14. द्वादश भाव | 


आंखों तथा पांवों पर प्रभाव: 


मोक्ष प्राप्ति: खर्च की दशा ` 


1. दृष्टि हानि-द्वादश स्थान में सूर्य अथवा चन्द्र का पापयुति 
पापद्रष्टि में स्थित होना आंखों की दृष्टि की हानि का कारण है: क्यों 
द्वादश स्थान बायीं आंख है और सूर्य और चन्द्र ज्योतियां होने से आंख 
प्रतीक हैं । 

इस सिद्धान्त को अन्य सम्बन्धियों में भी लगा सकते हैं । उदाहरणार्थ 
सूर्य यदि शत्रु राशि के अष्टम स्थान में स्थित हो और शनि, मंगल आदि 
पापी ग्रहों द्वारा द्रष्ट हो तो पिता की आंख जाती रहती है: कारण यह है 
कि सूर्य पिता के भाव (नवम) से द्वादश में स्थित होकर तथा पाप प्रभाव 
में होकर पिता की आंख के लिए हानिकारक होगा ही । 


2. शुक्र की द्वादश स्थिति और सहयोग-/) शुक्र भोग प्रिय 
यह ग्रह भोग स्थान, जैसे सप्तम तथा द्वादश में, बहुत प्रसन्न रहता है । अत स्थान, जैसे सप्तम तथा द्वादश में, बहुत प्रसन्न रहता है । अतः 
यद्यपि साधारण नियम है कि जो ग्रह द्वादश में हो उसकी हानि होती है-- 
यह नियम शुक्र पर सर्वथा लागू नहीं होता । जिन कुण्डलियो में शुक्र द्वादश 
स्थान में स्थित होता है उनकी स्त्रियों की आयु प्रायः अधिक होती हे ! 


Scanned by CamScanner 


148 द्वादश भव 


(0) शुक्र चूंकि भोगात्मक ग्रह है और द्वादश भी; अतः यदि द्वादशेश 


RE SIE 


द्वादश स्थान में हो और शुक्र भी साथ हो तो यह योग महान्‌ भोग सामग्री 


उत्पन्न करने वाला योग है । अर्थात्‌ इस योग के फलस्वरूप मनुष्य बहुत धनाढ्य करने वाला योग है । अर्थात्‌ इस योग के फलस्वरूप मनुष्य बहुत धनाढ्य 
तथा सुखी हो जाता है । 


„+०५ शुक्र की द्वादश स्थिति के सम्बन्ध में चन्द्रकला नाडी का कहना हैं कि- 
र ८2 ४). व्ययस्थानगते काव्ये नीचांशकवर्जिते । 
"7. “हो भाग्याधिपेन संदृष्टे निधिप्राप्तिन समयः । । 


Fa 5 अर्थात्‌ शुक्र द्वादश स्थान में स्थित हो और नवमेश द्वारा दष्ट हो तो 


ठ. मे स्थिति शुभ मानी गई है, अशुभ नहीं। रा 
१३५ इः < °, a त निको 
नक (४) चूंकि शुक्र का नियम है कि वह जिस भाव आदि में बैठेगा उसको 


है ३ लाभ पहुचाएगा, अतः यदि लग्न में सूर्य तथा चन्द्र द्वादश हो और शुक्र द्वादश यदि लग्न में सूर्य तथा चन्द्र द्वादश हो और शुक्र द्वादश 
“हो तो मनुष्य बडा समृद्ध, भोगी, सुखी, मानी आदि होता है । 


~ 
सै र $ Ns 
BY ०0 5 YN 
ट नि > 
` 


स्थितिकापूर्णलाभहोताहै। 77777777777 


पाव का कटना-काल पुरुष में द्वादश स्थान पांव का है | यदि 

इडळ्दादश भाव, द्वादशेश, गुरु तथा मीन राशि पर पाप प्रभाव युति अथवा दृष्टि 
ऋ कोड रहा हो तो मनुष्य को पांव में चोट, रोग आदि से कष्ट होता है । 
यदि यह पाप प्रभाव मंगल का हो और न केवल लग्न से द्वादश द्वादशेश 


पर हो, बल्कि चन्द्र लग्न तथा सूर्य लग्न से भी द्वादशेश पर हो तो मनुष्य 
का पांव कट जाता है । 


उ 
Ye 


४, Yd 
1.५2 


Scanned by (:0119090112 


मनुष्य को निधि की प्राप्ति होती है | भाव यह है कि शुक्र की द्वादश भाव 


(४) उपर्युक्त नियम का अनुसरण करते हुए हम कह सकते हैं कि 


_गुरु धन तथा सुख का कारक है, अतः यह स्पष्ट है कि वह व्यक्ति बहुत _ 
धन की प्राप्ति करता है | जब गुरु की दशा में शुक्र की भुक्ति हो तो इस 
SE 


] 


— re 


फलित सूत्र 149 


~ 
कळ 


4. जल में डूबकर मृत्यु-द्वादश स्थान जलीय स्थान है | इस भाव | 
के स्वामी तथा चतुर्थ भाव के स्वामी का प्रभाव युति अथवा द्रष्टि द्वारा जब | 
अष्टम, अष्टमेश पर हो: अन्य किसी प्रकार का प्रभाव न हो तो मनुष्य की 
मत्यु जल में डूबकर होती है: परन्तु इतना ध्यान अवश्य रहे कि जब कोई 
ग्रह द्वादश स्थान में स्थित हो तो फिर द्वादशेश का फल उस ग्रह के 
ही होता है । उदाहरणार्थ द्वादश स्थान में सूर्य तथा मंगल स्थित है 
द्वादशेश स्वक्षेत्र अष्टमेश के साथ अष्टम भाव में स्थित है तो यहां म 
जल द्वारा न होकर आग द्वारा होगी । 

5. लक्ष धनदायक योग-द्वादशाधिपति”की तृतीय, षष्ठ, अष्टम में 
जब स्थिति हो और उस पर केवल पाप प्रभावं हो, शुभ प्रभाव बिल्कुल न 
हो तो विपरीत राजयोग नाम के वांछनीय योग की सृष्टि होती है जो बहुत ' 
धनदायक योग है और प्रायः लखपतियों की कुण्डलियों में पाया जाता है | 
(देखिए कु० संख्या 26) । 

यह कुण्डली एक करोड़पति की है । यहां बुध दो अभीष्ट भावों 
तृतीय और द्वादश से षष्ठ क 
(दोनों बुरी स्थितियां हैं) में 
स्थित होकर ततीयतथाद्वादश 
भाव को हानि पहुंचा रहा है । 
बुघ भी शत्रु राशि में शनि तथा 
सूर्य से घिरा हुआ तथा मंगल 
एवं राहु से द्रष्ट है । इस पर 
किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, 
अतः यह द्वादश तथा तृतीय 
भावों का नाश करने वाला 
अर्थात्‌ अभाव, दरिद्रता आदि का नाशं करने वाला विपरीत राजयोग कारक 
है | 


_कु० सं० 26 


Scanned by CamScanner 


150 BIT “Id 


6, पति का अन्‍्यों से प्रेमनयादि सत्री की कुण्डली हौ और उच्छ 
राहु षष्ठेश, एकादशेश का योग द्वादश भाव तथा उसके उ्वागी रौ हो तौ 
स्त्री के भोग.रुख अन्यत्व को प्राप्त होतै हैं अर्थात उराकै पति कै माघ 
भोगने वाली कोई अन्य स्त्री हो जाती है जिशकै फलरचरूप पति अपनी रत्री 
के अतिरिक्त दूसरी रित्रयौ रौ भोग का व्यवहार रखता है | 


है ee 7 गुणों का अतिव्यय- द्वादशा भाव “4 क हैं । दाग प्‌ प्रपशा 
॥५ «३५ Wastags) भी राग्मिलित है | अत; यदि सूर्यादि ग्रह द्वादश रथान में बिना 
£ | होर प्रभाव के पड़े हों तो निज गुणों के अपव्यय कौ तथा अतिव्यय को दर्शाते 


| 4 दि १५ "५ । जैसे सूर्य हो तो मनुष्य स्वार्थ-त्यागी, दूसरे क॑ हित मैं लगा हुआ होता 
०. है । (सूर्य सात्विक ग्रह है) | चन्द्र हो तो मनरतत्व का अपव्यय हौता है | 
£ अर्थात्‌ मनुष्य अधिक भावुक हो जाता है | मगल अथवा कतु हौ तौ अपनी 
2 शक्ति का शारीरिक बल का दूसरों के लिए अत्यधिक प्रयोग करता है । बुध 
. हो तो जैसा हम पहले लिख चुके हैं बिना पूछे उपदेश करने वाला होता 
,> है | यदि गुरु हो तो अपनी राग्पत्ति का दुरुपयोग करता फिरता है | शुक्र हो 
9) | वीर्य शक्ति का अत्यधिक व्यय करने वाला, आंखों का बहुत प्रयोग करने 
^ ना अर्थात्‌ बहुत किताब का कीड़ा होता है । यदि शनि अथवा राहु हो 

तो उत्तेजित होने वाला, नसों का अत्यधिक प्रयोग करने वाला होता है | 


8. मोक्ष-यदि लग्नों का धर्म स्थानों से सम्बन्ध हो और द्वादश स्थान 


भ हा ज णाव तो भनु को द्वादशेश पर सात्विक ग्रहों का तथा केतु का प्रभाव हो तो मनुष्य को 
मोक्ष मिलता 


> 2 
1, मेष राशि हो तो मंगल द्वादश तथा सप्तम भाव का स्वामी बनता 
rn SSE SSS म न विकिँहिँ 


(है । दोनों स्थान कामातुरता तथा भोग के हैं । अतः मंगल यदि शुक्र के साथ _ । दोनों स्थान कामातुरता तथा भोग के हैं । अतः मंगल यदि शुक्र के साथ 


पंचम पचम भाव मे रिथत हो तो व्यक्ति बहुत कामी विषयासक्त होता है | मंगल में रिथत हो तो व्यक्ति कामी विषयासक्त होता है । मंगल 
की शुक्र के साथ सप्तम अथवा द्वादश भाव में रिथिति भी वही फल करती 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 151 


है । जहा तक धन का सम्बन्ध है मंगल अपनी दशा, अन्तर्दशा में शुभ ही | जहा तक धन का सम्बन्ध है मंगल अपनी दशा, अन्तर्दशा में शुभ ही 


फल करने वाला होगा: (यद्यपि. योग कारक नहीं), क्‍योंकि द्वादशेश सर्वदा 
अपनी इतर राशि का फल करता है | यहां मंगल सप्तमेश के रूप में फल 


करेगा । एक नैसर्गिक पापी का केन्द्र का स्वामी होना पाराशरीय नियमानुसार 


उसे पापहीन बना देता है | अतः शुभ फलकारी है | 


2. वषुभ राशि हो तब भी शुक्र पंचम भाव का फल करता हैं&जहां 
इसकी दूसरी राशि तुला स्थित है | अतः शुक्र अपनी भुक्ति में धन 
फल देने वाला होगा । शुक्र यदि सप्तम में स्थित हो तो मनुष्य अतीव काम 
होता है: क्योंकि द्वादश भाव भोग का है, पंचम प्रिया का तथा सप्तम व 
का । शुक्र निर्बल हो तो पुत्र से हानि पाता है तथा अपने गलत निश्च 
नुकसान उठाता है | 


3. मिथुन राशि हो और दो अशुभ घरों, द्वादश तथा तृतीय 

स्वामी बुध यदि पंचम भाव में स्थित होकर केवल मात्र पाप ग्रहों, शनि ब 
द्वारा दृष्ट हो तो विपरीत राजयोग द्वारा लाखों रुपये देने वाला होता 
बलवान्‌ बुध छोटी बहिनें बहुत देता है यदि बुध निर्बल हो तो छे 
पर व्यय करवाता है | परन्तु यदि द्वादश भाव तथा बुध, दोनों प 
की द्वृष्टि हो तो उत्पन्न सन्तान का शीघ्र नाश होता है । 

4. कर्क राशि होने पर चन्द्र का द्वादशेश होने का अर्थ यह है कि 
मनुष्य भोगप्रिय है, विशेषतया तब जबकि चन्द्र का सम्बन्ध लग्न अथवा चतुर का सम्बन्ध लग्न अथवा चतुर्थ 
भाव अथवा इन भावों के स्वामियो से हो । चन्द्र यदि क्षीण न हो तो प्रत्येक 
भाव में आव में शुभ फल करता है, क्योकि जबल्शज न का सकामी कनका दाय है, क्योंकि जब इसे अष्टम का स्वामी होने का दोष 
नहीं लगता तो द्वादशेश होने का दोष कैसे लगेगा ? चन्द्र लग्नवत्‌ है: अतः 

gm 
5. सिंह राशि होने पर सूर्य भी यदि बलवान्‌ हो तो द्वार 


Scanned by CamScanner 


152 द्वादश भाव 


6. कन्या राशि होने पर बुध द्वादशेश की इतर राशि नवम स्थान 
में पड़ रही है । अतः बुध बहुत शुभ फल देने वाला है । यदि निर्बल हो 
तो पिता द्वारा हानि हो, राज्य की ओर से परेशान हो और भाग्य में हानि 
हो । 


हि पके तुला राशि होने पर शुक्र द्वादशेश तथा सप्तमेश बनता है । दोनो 
है 


~ „५ ५ ` \स्थान अथवा भोग स्थान हैं । यदि शुक्र द्वादश अथवा सप्तम स्थान में 
बेर उस पर राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी शनि की दृष्टि हो तो मनुष्य 
:. (त होता हुआ भी दूसरी स्त्रियों से सम्बन्ध स्थापित करता है । शुक्र यदि 


le के ९-33: FUR CCU 
)» . हो तो स्त्री पर व्यय करने वाला राज्य से हानि उठाने वाला होता 


के £ ` . 8 वृश्चिक राशि होने पर मंगल हादश तथा पंचम भाव का स्वामी. राशि होने पर मंगल द्वादश तथा पंचम भाव का स्वामी 


~ «ला है | द्वादशेश अपनी इतर राशि का फल करता है | अतः मंगल पचम 
® कल करता हैं । अतः मगल पंचम 
श) भाव का शुभ फल करेया. भाव का फल करेया । 


« 9. धनु राशि होने पर गुरु तृतीय भाव का फल करेगा: क्योंकि ॐ ग हने परे गुरु तृतीय भाव का फल करेगा: क्योंकि द्वादशेश 
बटर तर राशि तृतीय स्थान 3 पड़ती है 2777 † पड़ती है, गुरु दशा थोड़ा घन देती है। गुरु थोड़ा घन देती है । 


~ == नसम्‌ ह ता छोट भाइयों से लाम पाता है, मित्र से भी लाभ उठाता हो तो छोटे भाइयों से लाभ पाता है, मित्र से भी लाभ उठाता 
त छाट भाइयों से लास पाता है. 
है । शुभ मित्रों वाला होता है । शुभ मित्रों वाला: होता है 


10. मकर राशि होने पर कुम्भ लग्न होता है । कछ ` राणा होन पर कुम्म लग्न होता है । कुछ विद्वानों का 
विचार है कि कुम्भ लग्न इस कारण से नेष्ट है कि शनि = ¬ इ लन इस कारण से नेष्ट है कि शनि लग्न के साथ-साथ 
- 


च दादश मुठ का भी, जो एक अशुभ भाव है, स्वामी हो जाता है । हम इस. 


) ७ “मत नहीं हैं: क्‍योंकि द्वितीय तथा द्वादश भाव के स्वामियो के 
SE mE Sci AE thelial 
षि -पराशर का सिद्धांत है कि 'स्थानान्तरानुगुण्येन भवेयु: फलदायकाः" सिद्धांत है कि 'स्थानान्तरानुगुण्येन भवेयुः फलदायका 


तथा द्वादश भाव के स्वामी अपनी इतर राशि का फल करते 


हैं । ऐसी स्थिति में कुम्भ लग्न वाले के लिए शनि लग्न को शम फल देने ग म कुन्म लग्न वाले के लिए शनि लग्न को शुभ फल देने 
वाला माना जाएगा । 


Scanned by CamScanner 


फलित सूत्र 153 


11. कुम्भ राशि होने पर शनि, चूंकि बड़े भाई की वाणी का प्रतिनिधि होने पर शनि, चूंकि बड़े भाई की वाणी का प्रतिनिधि 
बन जाता है, अतः बड़े भाई की वाणी में कर्कशता होगी । 

12. मीन राशि होने पर गुरु नवम तथा द्वादश का स्वामी हो जाता 
है । यदि लग्न से सम्बन्ध करे तो धर्म मन्दिरों तथा धर्म से विशेष खुम्बन्ध 
रखता है । यदि गुरु निर्बल हो तो राज्य से हानि तथा राज-पुरुष 
का नाश पाए । द्वादशेश ब्रहस्पति पांव का विशेष प्रतिनिधित्व द 
यदि द्वादश भाव तथा गुरु पर मंगल आदि का प्रभाव हो तो पांव 


RE 
७ 0०४१ ` “०८८७ ~ 
ee SNEED 


1. ग्रह कब ? कैसे ? कितना ? फल देते हैं इस बात व 
दशा अन्तर्दशा आदि से किया जाता है । 
2. दशा कई प्रकार की हैं, परन्तु सब में शिरोमणि प्रकार 
की है जिसके निकालने का ढंग अध्याय 'विषय-प्रवेश' में लिख च 


3. इस अध्याय में हम विंशोत्तरी दशा के प्रयोग के कुछ 
नियमों का उल्लेख करेंगे । 

4. सबसे पूर्व कुण्डली में देखिए कि तीनों (लग्न, चन्द्र लग्न, सूर्य लग्न) 
में कौन-सी दो लग्नों के स्वामी अथवा तीनों ही लग्नों के स्वामी परस्पर 
मित्र हैं | कुण्डली के शुभ अशुभ ग्रहों का निर्णय बहुमत से खरिदका लुग्न 
के आधार पर करना चाहिए । उदाहरणार्थ यदि लग्न कुम्भ 
और चन्द्र वृश्चिक में है तो ग्रहों के शुभ-अशुभ होने का निर्णय 
धनु लग्न से किया जाएगा । अर्थात्‌ गुरु, सूर्य, चन्द्र और मंग 
योगकारक होंगे और शुक्र, बुध तथा शनि अनिष्ट फलदायक 


ioe... 


Scanned by CamScanner 


` &दश भाव 


5. यदि उपर्युक्त नियमानुसार महादशा का ग्रह शुभ अथवा योग कारक 
निकलता है तो वह शुभ फल करेगा । इसी प्रकार यदि अ तर्दशा का ग्रह 
भी शुभ अथवा योग कारक निकलता है तो फल और भी शुभ निकलेगा | 


| 0. स्मरण रहे कि अन्तर्दशा के स्वामी का फल दशानाथ की अपैक्षा 
मुख्य है-- अर्थात्‌ यदि दशानाथ शुभ ग्रह न भी हो, यदि भुक्तिनाथ शुभ 
| 60 फल शुभ होगा | 
। 


४0 १ ५३ 7. यदि भुक्तिनाथ दशानाथ का मित्र हो और दशानाथ से अच्छे भावों 


दूसरे, चतुर्थ, पांचवें, नवम, दशम तथा एकादश) में स्थित हो तो और 
न फल देगा । 


7 ७० कि पं 8. यदि दशानाथ निज शुभ स्थान से भी अच्छे स्थान (द्वितीय, चतुर्थ 
4 ' ) में स्थित है तो और भी शुभ फल करेगा | 


५0.5५ ` ५9. परन्तु सबसे अधिक आवश्यक यह है कि शुभ भुक्तिनाथ में इच्छा 
| , सा है चाहिए । यदि शुभ भुक्तिनाथ केन्द्र स्थान में स्थित है, उच्च राशि 
| | ०३ ७.7) गेत्र में स्थित है अथवा मित्र राशि में स्थित है और भाव मध्य में 
| Te 
NAR NN पापी ग्रह से युक्त या दृष्ट नहीं, बल्कि शुभ ग्रहों से युक्त अथवा 
ES न पक्र है तथा राशि के बिल्कुल आदि में अथवा बिल्कुल अन्त में स्थित 
हु छह... और नवांश में निर्बल नहीं तो भुक्तिनाथ जिस शुभ भाव का स्वामी 
| कि ` i 
`. `) 56 उसका उत्तम फल करेगा | इसके विरुद्ध .ग्रह यदि शुभ भाव का स्वामी 
है: परन्तु छठे, आठवें, बारहवें आदि नेष्ट स्थानों में स्थित है नीच अथवा 
शत्रु राशि का है, पापयुक्त अथवा पापटुष्ट है, राशि के आदि अथवा अन्त 
Nw है, ज्ञवांश में निर्बल है | भाव सन्धि है, अस्त है, अति भारी है. तो शुभ 


7 


Sa yt होता हुआ भी बुरा फल करेगा | 
"मे 


हैं । ऐसी रिश “ थी ग्रह का होगा । उदाहरणार्थ यदि लग्न कर्क हो: मंगल 
(RR हा उ निक । 
वाला नाता |शाफल रहस्य' नामक पुस्तक में सोदाहरण विवरण देखिये । 


Scanned by CamScanner 


> 


फलित सूत्र 155 ¢ 
शुक्र तथा गुरु एक स्थान में कहीं हों, दशा गुरु की, मुक्ति शुक्र की हो तो 
फल मंगल का होगा । यह फल अच्छा होगा, क्योंकि मंगल कर्क लग्न वालों 
के लिए योग कारक होता है । 
11. जब दशानाथ तथा भुक्तिनाथ एक ही भाव मैं स्थित छ =. ही भाव 
भाव सम्बन्धी घटनाएं देंगे । 
45 जब दशानाथ तथा भुक्तिनाथ एक ही भाव को देखते हों ड 


भाव सम्बन्धी घटनाएं देते हैं | 


व में स्थित हों तो उस 


जल जब दशानाथ तथा भुक्ति नाथ पर्ण + मुक्ति नाथ परस्पर शत्रु हों और 
से छठे आठवें स्थित हों और उनमें से मुक्तिनाथ लग्न से मी छ 
[= बारहवें स्थित हो तो जीवन में संघर्ष, बाघाएं, विरोध, शत्रुता, स्थ 
आदि अप्रिय घटनाएं घटती हैं । 
13. लग्न से दूसरे, चतुर्थ, षष्ठ, आठवें, ग्यारहवें तथा ब 
के स्वामी अपनी दशा मुक्ति में शारीरिक कष्ट देते हैं । यदि मदद 
इनमें से किसी भाव का स्वामी होकर इन्हीं में से किसी 
स्थित हो तो अपनी महादशा में रोग देने को उद्यत होगा | अब य 
मी इसी प्रकार इन्हीं भावों में से किसी का स्वामी होकर इन्हीं 
किसी एक में स्थित हो तो शारीरिक कष्ट कहना चाहिए । ऐसी 
यदि आयु के खण्ड में आ जावे तो मत्यु हो जाती है । अल्पा 
दर्ष तक, मध्य आयु खण्ड 64 वर्ष तक, दीर्घ आयु खण्ड 64 यु 
है । इतना स्मरण रहे कि उपर्युक्त ग्रह जितने निर्बल होंगे उतः 


कष्ट होगा | 

15. गुरु जब चतुर्थ तथा सप्तम अथवा सप्तम त 
स्वामी हो तो इसमें केन्द्राधिपत्य दोष आता है । ऐसा गुरु य 
बष्ठ आदि नेष्ट भावों में निर्बल स्थित हो तो अपनी दशा 


कष्ट देता है | 


Scanned by CamScanner 


156 


16. राहु तथा केतु छाया ग्रह हैं | इनका स्वतन्त्र फल नहीं | ये ग्रह 
यदि द्वितीय, चतुर्थ, पंचम आदि 


शुभ भावों में स्थित हों और उन भावों के ` 
स्वामी भी केन्द्र स्थित तथा शुभ आदि के कारण बलवान्‌ हों तो ये छाया ग्रह 
अपनी दशा भुक्ति में शुभ फल 


देते हैं । 
१,२५” राहु अथवा केतु यदि शुभ अथवा योग कारक ग्रहों के प्रभाव में 
र ५ तेह प्रभाव उन पर चाहे युति द्वारा अथवा दृष्टि द्वारा पड़ रहा हो 
ie #९}, ` 'ग्रह अपनी दशा अन्तर्दशा में उन शुभ अथवा योग कारक ग्रहों 
र छः १ 1, ५ प्षेकरेगे | 


J 
/ 


Scanned by CamScanner 


coro 


सेफेरियल 


कुछ पुस्तकें अपना शास्त्रीय मूल्य स्वयं प्रकट करती हें। ऐसा ही हैं 
आप अपने अंग्रेजी नामाक्षरो से: अपना मूल्यांक, भाग्यांक, अर्थ 
विचार क्रे अलावा स्वास्थ्य, दामपत्य, प्रेम प्रकरण, सट्टा-लाटरी 


का भाग्यांक भी सरलता से निकाल सकते हैं। 


* 


संक्षिप्त एवं सरल भाषा में यहूदी सम्प्रदाय के प्रख्यात लेख | 


(5€ए॥27३]) द्वारा लिखित कबाला-पद्धति का भावार्थ लेकर 4 | 


में शुभ अंक एवं विरो मधी अंक की पहचान-सोभाग्य अथवा दु 
रंगों के साथ अंकों का मिलान : रत्न धारण, और भी बहुत से ।. 
जुड़े अंक विद्या के चमत्कार । शुभ मुहूर्त का चुनाव-लाटरी प्रव ं 
सहित सरल और सहज प्रयोग । 


अनेक उदाहरण सहित! विचित्र किन्तु ॐ 


हिन्दी में पहली बार, बड़ा साइज, विस्तृत विद 


मंगानें का पता: 


` रजन PEE 


16, अंसारी रोड, दरियागंज, नयी 


© 


Scanned by CamScanner 


त विख्यात पामिस्ट 
दि विद्वान बेन्हम (Benham) द्वारा लिखित 


0 ७ हस्त रेखाओं का 
+ गहन अध्ययन 


eo हिन्दी भाषा में सर्वप्रथम प्रकाशित 


| 


S yw" 
# «५ 
os 

Y 

म 


b> # ५” परेँ में भूत, भविष्य, बर्तमान जानने की जितनी भी विधाएँ हैं इनमें सबसे 
$, 2 एकः एवं सरल विधा है- हस्त रेखाओं का अध्ययन। 
[ त्न 
ण ९1 सबके हाथों में विद्यमान हैं, आवश्यकता है मात्र इनके अध्ययन की 
Rr ज्‌ 
/  पक्व मस्तिष्क की। 


RR 
| BS 4 ७ 2» 3 
ह क्य है 19०! #छ, 
ह० / WS कल $ FT 2 मत वद्या के क्षेत्र गो नये जिज्ञास ह्रो थवा अध्ययन किऐ 
5. Carin 2 चरँ ब 'वद्र [ नये 1जज्ञास्‌ अथवा गहरा अध्ययन किए 
हा १ a i BP 1 “नों ही दशाओं में नयी एवं गोपनीय जानकारी मिलेगी ओर बह भी 


जिसे जानकर आप चकित हो उठेंगं। 


[क 


& परन्तु ७ पस्तक 
शत्रु राशि तुत पुस्तक संसार की सर्वश्रेष्ठ 


म है हा बेजोड पुस्तकों में से एक 


DF पुल छ की दृष्टिःसे चित्रों की भरमार 
हट 77772 `. दो भागों में, मूल्य प्रत्येक 40/- रुपये । 
Bees ३ ऐसी .एक जिल्द में भी 80/- रुपये 


वाला माना शार म पन्लिकेशन्स 


अंसारी रोड़, दरियागंज, नयी दिल्ली-2. "छ 3278832 


Scanned by CamScanner 


ज्योतिष 


लेखकः डॉ० सुरेशचन्द्र मिश्र, ज्योतिषाचार्य, एम० ए०, पी. 


ज्योतिष एक सम्पूर्ण शास्त्र है। शास्त्र का क्रमबद्ध व प्रामाणिक ज्ञान तथा व्यावह 
तत्व मिलकर एक निपुण ज्योतिषी का निर्माण करते हँ! ज्योतिष की अधुनातन 
और शास्त्र के प्रायः सभी विभागों का उपयोगी ज्ञान देने वाले इस ग्रंथ में 
(वर्ष) एवं सिद्धान्त के सभी आवश्यक व लोकोपयोगी पक्षों का विशेष साव 
गया है। इस बृहत्काय ग्रंथ में आप पायेंगे - 

@ जन्म पत्र निर्माण के सभी पहलुओं का विस्तृत व सोदाहरण विवेचन 
आरुढ़ बल, रश्मि अवस्था, इष्ट के* 


ग्रहभाव साधन, दशवर्ग, सुदर्शन, < 
षड्वर्ग कुंडलियों के विशिष्ट फलित सूत्र । 

वर्षफल के सभी विषय-सहम व हीनांश, पात्यंश दशा सहित । 
मेलापक का सम्पूर्ण विषय । एक विशेष आकर्षण 

प्रश्न शाखा के सभी रहस्य । सिद्धान्त शाखा का प्रवेश द्वार । 
मुहूर्त विचार -यात्रा व गृह निर्माण पर विशेष सामग्री । 

भारतीय ब अंग्रेजी पद्धतियों का यथावसर निरूपण व समन्वय । 
आवश्यक होते .पर स्वयं पंचांग रचना की विधि । 

प्राय: सभी क्यों? कैसे? का समाधान, आदि आदि । 

क्रमिक प्रस्तुति । सपेय की मांग अनुब 


ज्ञान की सुरचिपूर्ण, सरल व क्र 
नाम के अनुरूप अपने आप में सम्पु 


शास्त्रीय व्यावहारिक 


सार संक्षेप-हर प्रकार से पूर्ण 


मूल्य 150 रुपये पत्र लिखकर मं 


रंजन पब्लिकेश' 
16, अंसारी रोड़, दरियागंज, नयी दिल्ली- >. 


Scanned by CamScanner 


(7 जिहर22:442::2::::4::::4:::4:::4:47 
< श्रेष्ठ ज्योतिष, तंत्र मंत्र साहित्य $१११ 
| (मूल संस्कृत एवं हिन्दी व्याख्या सहित) | 


शव वर्ग महानिबन्ध-आचार्य मुकुन्द दैवज्ञ मुकुन्द दैवज्ञ 200/- रुपये 
आयुर्निर्णय-आचार्य मुकुन्द दैवज्ञ 200/. रुपये 
जैमिनी सूत्रम्‌ (सम्पूर्ण) -महर्षि जै, 4ी 


100/- रुपये 
विकास-पंडित रामयत्न ओझा 60/- रुपये 
"त्यम्‌-महादेव पाठक 100/- रुपये 
॥म्‌-आचार्य मुकुन्द दैवज्ञ 


40/- रुपये 

आचार्य वादरायण 40/- रुपये 
झे उत्तर-डॉ० सुरेश चन्द्र मिश्र 40/- रुपये 
गह जवि कालिदास 80/- रुपये 


ख्यात कीरो (CHEIRO) की सरल अनूठी 


नूठी पसतके 
` ` 

0) । ती हैं 40/- रुपये भाग्य त्रिवेणी 40/- रुपये ९ 
छ. ` ` में भत. भविष्ण्वेष्य 40/- रुपये * आपका राशिफल. 


एकः एवं सग “प्य की झांकी 40/- रुपये सन 1 993 - जोशी 15/- रुपये १ 


नै? १ ष कता है ॥ सबके हाथ ८ अन्य उपयोगी पुस्तकें द 

लर 0 दु हे श १ ` 

ह fः ० 20% ७ „ पक्व मरि | /- रुपये » हस्त संजीवन 
Bw, 7 5 


40/- रुपये ¢ 
|) ५,३09 उत विद्या १ oR) 24.) 2०२ भावमंजरी 40/- रुपये | 
F 7 नों ही द है _40/- रुप लघुपाराशरी 25/- रुपये { 


जिसे ज्ञ... पराचीन तंत्र मत्र साहित्य नवीन शेल्ली में - 

टीका 100 रुप २ नक्षत्र फल दपर्ण 40/- रुपये 
ै “यंत्र शक्ति(दो भाग) 50/- रुपपे | 

25/- रुपये * तंत्र शक्ति 25/- रुपये ९ 


* डाक व्यय अलग लगेगा 


Scanned by CamScanner 


